


श्रीमन्मिश्रवलभद्रविरचितम्‌ 


होरारलम्‌ 


'इन्दुमती ' हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 
द्वितीयो भाग: 


व्याख्याकार: 


डॉ० मुरलीधर चतुर्वेदी 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्‍ली वाराणसी पटना मद्रास बंगलौर 


कलकत्ता पुणे मुम्बई 


ती॥॥ 


अरवम संस्करण : १९८₹ 
पुन्रमुद्रण : दिल्‍ली, १९८९, १९९७ 


७ मोतीलाल बनारसीदास 
बंगलों रोड, जवाहर नगर, दिल्‍ली ११० ००७ 
<, महालक्ष्मी चैम्बर, वार्डेन रोड, मुम्बई ४०० ०२६ 
१२०, रायपेट्टा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास ६०० ००४ 
सनाज प्लाजा, सुभाष नगर, पुणे ४११ ००२ 
१६ सेन्ट मार्वस रोड, बंगलौर ५६० ००१ 
< केमेक स्ट्रीट, कलकत्ता ७०० ०१७ 
अशोक राजपथ, पटना ८०० ००४ 
चौक, वाराणसी २२१ ००१ 





जती- अजिल्द ) 


नरेन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, 
दिल्‍ली ११० ००७ द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्द्रप्रकाश जैन, श्रो जैनेन्द्र प्रेस, 
ए-४५ नारायणा, फेज़-१, नई दिल्‍ली ११० ०२८ द्वारा मुद्रित 


मूमिका 


श्री इचुमते नमः 


सवंदा स्मरणीयों मे पिता सुद्वृद्धिदायक:। 
कोविदा5ब्जकदम्बाकों देवाख्य: श्रीककेशव: ॥ 


मुझे आज परम ह॑ का अनुभव हो रहा है कि बाबा विश्वनाथ जो को अनुकम्पा 
से आचार्य पं० बलभद्रजी द्वारा संगृहीत होरारत्न का दूसरा भाग प्रथम बार हिन्दी 
अनुवाद के साथ फलित ज्योतिष विद्यानुरागियों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है । 

उक ग्रन्थ व ग्रन्थकार एवं काछ के विषय में इसके प्रथम भाग में वर्णन हो 
चुका है। 

इसके अवशिष्ट ५ अध्याय प्रस्तुत द्वितोय भाग में हिन्दों व्याख्यान के साथ 
पाठकों के कर-कमलों में हैं, जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस में मेरो दृष्टि में मुख्य कारण 
यही प्रतीत होता है कि इन दोनों मागों में आये हुए ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारों के विषय 
में प्राय: जनता अनभिज्ञ सी मालूम होती है। क्योंकि प्रकाशन के अभाव में आये हुए 
ग्रन्थों की उपलब्धि इस समय नहीं हो रही है । 


ज॑से इसके प्रथम माय में कश्यप, गगे, गगंजातक, गगंसंहिता, गागि, कश्यप, 
जयाणंब, जातक सबंस्व, जातकोत्तम, जीवच्यर्मा, ज्ञानप्रकाश, दामोदर पद्धति, देवकोति, 
पराशरजातक, पुलस्तिसिद्धान्त, बादरायण, भरद्वाज, मौम जातक, मणित्थ, मनुसंहिता, 
माण्डव्यजातक, वामन, वीरजातक, शुकजातक शौनक, श्रुतकीति, समुद्रजातक, सिद्धसेन, 
सूय्यंजातक, सोमजातक आदि ग्रन्थ व उक्त ग्रन्थकारों को रचनाओं का अभाव हो दृष्टि- 
गोचर होता है । 


इनमें से कुछ ग्रन्थ तो सम्पूर्णानन्‍द संस्क्रत विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन में 
उपस्थित हैं । अन्यों की जानकारी मुझ से साधारण मनुष्य को नहीं है । 

दूसरे माग में भी कश्यपजातक, चन्द्राभरणजातक, जन्मसरणि:, ज्ञानमुक्तावली, 
देवशालजातक, त्रेछोक्यप्रकाश, मरीचिजातक, यवनेश्वर, योगजातक, राजविजय आदि 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 


इस माग में समागत अध्यायों को विश्येष बातें या यों समझिये कि अन्य ग्रन्थों 
से विशेष फल एवं अमत्कृत योगों का सारांश निम्न प्रकार से है । 


! कई की | 


छठा अध्याय--इसमें नामस योगों के अतिरिक्त सपं, किकर, कृश्यादि शयनी, 
जाज़ूलादि, नगर व होलादि, चतुद्चक्र व ध्वजोत्तमादि, गृद्ध पुल्छादि, सुख, दरिद्र, 
रोगोत्पत्ति, कृष्ठ, अज्जुच्छेद, पक्षाघात, व्रण दोष, मुख दुगंन्‍्ध तथा व्यापारिक फल 
विक्रय, वस्त्रविक्रय, अन्नविक्रय, पशुमणिविक्रय, कारक, ऊर्णादिकमं, शस्त्रवीणाका छादि- 
कम, चमंबालकमं-वस्त्ररअझजन-घटकर्म-चित्रादिक-वाद्यवादन-मैषज्मसूतकादि कम॑ तथा 
मिक्षुक योगों का वर्णन है। 
सातवें अध्णाय में-"बारह भावों के फल का विवेचन है । इसमें विशेषता यह है 
कि बारह भावों में ग्रहों को १२ प्रकार की स्थिति वश अर्थात्‌ उच्च नीचादि में ग्रह 
के रहने पर जो फल होता है, उसका विचार कश्प्रप मुनि के वचनों से उपलब्ध है। 
आठवें अध्याय में--प्रथम १२ राक्षियों में चन्द्र का तथा चन्द्रमा से बारह भावों 
में ग्रहों का फछ वर्णित है। पुनः सुनफादि योग व उनके फल-सूयं से केन्द्रादि में चख्र- 
फलत-वेशिवाशि-उम्यचरी योग-प्रत्नज्या विचार सफल अष्टकवर्ग-सबंतोमद्रचक्र-सूयंकाला- 
नल व चन्द्रकालानलचक़ का फल के साथ विवेचन है । 
लें अध्याय में-- पिण्डादि आयु चिन्ता-दशारिष्ट विचार-विशेषता के साथ ग्रहों 
की दष्शा का फल तथा महादशाफल एवं ग्रहों को प्राणान्त दशा का फछ- लूग्नादि 
१२भावों में २, ३, ४, ५, ६, ७ ग्रहों को युति का फलछ उपलब्ध है । 
बसें अध्याय में--स्त्री जन्माउज् के शुभाशुम योग-त्रिशांशवश फल - सातवें माव 
में स्वक्ष॑-स्वांश में स्थित सूर्यादे ग्रहों का फल-- विविध जातकोक्त योगों का, सफल 
डिम्मचक्र-लग्नस्थ राशि फल, नक्षत्र फल, १२ भावों में सूर्यादि ग्रहों के फल और स्त्री 
कुण्डली में राजयोगों का वर्णन किया गया है । 
मेरी दृष्टि में यह ग्रन्थ अत्युत्तम प्रतीत होता हूँ । क्‍योंकि इसमें अनेक बातें ऐसी 
हैं जो कि अन्य ग्रन्थों में नहीं है विशेष क्‍या लिखेँ। विज्ञ फलित ज्योतिष विद्यानुरायी 
इसको स्वयं ही जान सकते हैं । 
मेरे इस काय॑ में श्रद्येय मनीषी पबंतीय पं० जनादंनजी शास्त्री ने समय-समय 
पर सहायता की हैं अतः मैं आपका चिरकृतज्ञ हूँ । 
अन्त में फलित विद्या प्रेमियों से निवेदन है कि मेरे इस काम में जो भी त्रुटियाँ 
हों उन्हें समझ कर मुझे सूचित करने की कृपा करें । 
विदुधासनुचर: 
मथुरावास्तव्य श्रीमड्भागवतामिनवशुक 
सं० २०३७ का० शु० ११ भोमवार पं० केशवदेव चतुर्वेदात्मज 
मुरलीघर चतुर्वेद: 


सं० सं० वि० वि० अध्यापक ज्यो० वि० 


विषय सूची 


पृष्ठाकु. विषय 
१-८४ सिहासन का फछ 


रज्जु, नल, मुसक्त योग ज्ञान .। योग ज्ञान 

सपं माला कप ७ २ घ्वजोत्तम, ध्वज, एकावलो, 

गदा डक ३३ राजहंस, चतु:सागर योग 

शकट, विहजू, श्रृज्भाटक, हल, गृद्धपुल्छ, चिह्म॒पुल्छ, धनिक 
वज्य, यव योग ज्ञान है योग ज्ञान 

वज्थादि योग में दोष का निरूषण... ४ सुख योग 

कमल, वापो, यूप, छार, शक्ति, दारिद्यु योग 
दण्ड, नौ, कूट, छत्र, चाप रोगोत्पत्ति योग 
योग ज्ञान ५ आण्डवृद्धि योग 

अधंबन्द्र, चक्र, समुद्र संख्या योग ज्ञान ६ अज्भुविकार योग 

साभस योगों के क्रमानुसार फछ ७. अजुच्छेद योग 

सप॑, किर्छूर, कृष्य, श्रुत विवृद्धि, चोर योग 
कर्ण, कूर्मादियोग ज्ञान १३. पाप योग 

सर्पादि योगों का फछ १४ जातिश्नं वम्लेच्छादियोग 

सफल मुसक्त, मुदूगर, पाश, काणास्थनेत्र चिह्नादियोग 
अद्भुश योग ज्ञान ४. कुष्ठ योग 

फल के साथ शयनी, जाजूुलू, कर्ण रोग योग 
निश्चणिणों, कुन्त, पंक्ति जिल्लादोष, वर्णोल्बार, झोतयोग 
योग ज्ञान १५ पज्जु कुब्जादियोग 

नगर, पंक्ति, एवंत, कलश बली, निबंल, परस्त्रोरत, पर- 
योग फल के साथ १६ स्त्रीविमुख, वाचत्व योग 


दोला, वेदो , श्रेष्ठ योग फल के साथ १७ नपुंसक योग 


वृद्धयवनोक्त नाभस्त योग 

फल के साथ पिपीलिका, गत॑, 
नदी, नद योग ज्ञान 

सिंहासन योग 


१७ बुद्धिश्रमयोग 

बुद्धिहीन, अधिक वुद्धिमात्‌ योग 
१८ बविक्ृतदन्त, बन्धन, क्रोध, 
श्ट भृतक योग 


विषय 

पक्षाघात, शरीर पीडाकारक योग 

हृदयोदरदोष योग 

गुह्मस्थल में रोग, अण्डकोद- 
नाशक योग 

कामातुर, अल्पमैथुन योग 

बवासीर, ब्रणदोष योग 

अण्डदोष, वृषण विकार, खल्वाट, 
ख़ब॑ योग 

मुखंदुगंन्‍्ध, शरीरकाश्ये योग 

खज्ज, अजुदोष योग 

दोषोत्पत्ति समय योग 

कपट, मधुरभाषित्व, शूर 
कातरत्व योग 

मुखर, कष्टककरत्व योग 

क्षमा, लज्जा योग 

चतुर, प्रसिद्ध सज्जन हतमुख, 
दयालु, कपटलेख, वितय, 
ललोकविस्मय योग 

पररतिविमुखत्वयोग 

वृधाव्ययी, ई्ष्यलु, स्वल्पकेश- 
कूच॑, नृपामात्य, लेखक योग 

सद्भीतविद्यावादन, धमंशास्त्रादि 
ज्ञान, उपलछादिकमंयोग 

बहुकमंकारित्व, . सुगन्धवस्तु- 
विक्रय योग 

फलविक्रय, वस्त्रविक्रय योग 

अन्नविक्रय योग 

अतुष्पदादि, सणिविक्रय योग 

सुवर्णादिव्यापार, कारुक, ऊर्णादि 
कम योग 

दास्त्र, बीणाकाष्ठादिकमं, 
चमं-बालकमं, वस्त्ररअुजन योग 

घटकमं चित्रादिक योग 


[४] 


पृष्ठाक 


पट 
५९ 


3 
श्र 
धरे 


ड़ 
3] 
६६ 
६७ 


ध्ड 


दर 


छह 
२ 


जड़ 
५ 
७६ 
छ्७ 
ज्ट 
छ९्‌ 


८० 


<१्‌ 
<र 


क्षय पृष्ठाक 
वाद्यवादन, भेषज्यसूतकादि- 

कर्म योग 
भिक्षुक योग ड्ड 
सातवां अध्याय <प-र७४ 
१२ मावों का विचार ८५ 
प्रथमभाव विचार <६ 
ब्रणचिन्ह योग ४० 
कश््यपोक्त प्रथम माव का 

विज्येष फल ९६ 


१ भाव में १३ राश्षियों के फल १०० 
छम्मेश का १३ भावों में फल श्ग्रे 
घनमाव चिन्ता श्ग्ड 
कश्यपोक्त २ रे माव का विशेष फछ १०७ 
₹ रे भाव में १२ राष्तियों के फछ १११ 
घनेश का १२ भावों में फल ११३ 
३ रे भाव का विचार ११५ 
कश्यपोक्त ३ रे माव का विश्येष फल ११८ 
३ रे भाव में १२ राष्षियों 


के फल २१ 
तृतीयेश का १३ मावों में फल १२३ 
४ ये माव का विचार श्र५ 
कश्यपोक्त ४ थे भाव का 

विशेष फल श्स्द 


४ ये भाव में १२ राशियों के फकछ १३१ 
चतुर्थेश का १२ मावों में फछ १३३ 


पत्चममाव चिन्ता १३५ 
क्षेत्रजपुत्नादि योग १३७ 
बन्ध्या योग १३९ 
सनन्‍्तान सुखादि योग श्ड६ 


कश्यपोक्त ५ वें माव का विशेष 

फल १५१ 
५ बें माव में १२ राक्षियों के फल १५४ 
पच्मेश का २२ मावों में फक. १५६ 


विषय 

छठे भाव का विचार 

कश्यपोक्त ६ ठे माव का फछ 

६ ढे भाव में १२ राज्षियों के फल 

बष्ठेश का १२ भावों में फल 

सातवें भाव का विचार 

कष्यपोक्त ७ वें भाव का फछ 

७ वें भाव में १२ राशियों के फलछ 

सप्तमेश का १२ भावों में फल 

अ्ष्टम भाव विचार 

द्रेष्काणों से मरण ज्ञानयोग 

होरासारोक्त मरण प्रकार योग 

कश्यपोक्त ८ वें भाव का 
विद्येप फल 

« भाव में १२ राशियों के फल 

शाबपरिणाम ज्ञान 

गल्यनूकादि ज्ञान 

अश्मेश का १२ भावों में फल 

नवममाव विचार 

नवमस्थ गुरु पर सूर्यादिग्रहों के 
दृष्टि फल 

कष्यपोक्त ९ वें भाव का 
विद्येप फछ 

९ कें भाव में १३ राक्षियों के फल 

भाग्येश का १२ भावों में फल 

दशममाव विचार 


१० वें भाव में १३ राशियों 
के फल 
अन्द्रमा से दशम भाव का विचार 
चन्द्र से १० वें भाव में ४ ग्रह 
योग का फछ 
जीविका विचार 


२४३ 
२४६ 


] 


विषय पृष्ठांक 
अन्दर से दशमस्थ मेषादि व्गंफक... २४८ 
दक्षमेश का १२मावों में फक २५१ 


११ वें माव का विचार २५३ 
कह्यपोक्त ११ वें भाव का 

विशेष फल २५६ 
११ वें भाव में १२ राशियों 

के फल र्५९ 
छामेश का १२ भावों में फल २६१ 
१२ वें भाव का विचार २६३ 
कश््यपोक्त १२वें माव का 

विशेष फछ २६५ 
१२वें भाव में १२ राशियों 

के फल २६८ 
अ्ययेश का १२ भावों में फछ २७० 
छम्त से आयु ज्ञान २७१ 
आठवाँ अध्याय २७४-३७७ 
मेषवृष राशिस्थ चन्द्रफल रण्४ 
मिथुन ककराधि में चन्द्रमा 

का फछ र७्८ट 
छिह कन्या राशि में चन्द्रमा 

का फछ २८१ 
तुलावृश्चिक रा्षि में चन्द्रमा 

का पा र्टर 
घनु मकर राष्षि में चन्द्रमा 

का फल २८६ 
कुम्भ-मीन राश्षि में चन्द्रमा 

का फल २८९ 
चन्द्र से *२ भावों में सू्ये 

का फल २९२ 
चन्द्र से १२ भावों में बुध 

का फलछ ३९५ 


चन्द्र से १२ मावों में गुरुका फल २९७ 
चन्द्र से १२ भावों में शुक्र का फछ २९९ 


(६) 


विषय पृष्ठांक 
अन्‍्द्र से १२ मावों में शनि 

का फल इ्ग्र 
सुनफादिक योग विचार झण्२ 
सुनफादिक फल ३०६ 
सूय॑ से केन्द्रादि में चन्द्र फल ३१० 
वेशिवाशि उमयचरी योग झ्श२ 
प्रश्रज्या विचार झ्१४ड 
अष्टकवर्ग निरूपण ३१७ 
मासफल निरूपण ३३० 
त्रिकोण द्योधन, एकाथिपत्य 

शोधन, घन, आयु आदिज्ञान ३३३ 
समुदायाश्कवर्गनिरूपण ३३८ 
उदाहरण द्वारा आयु ज्ञान ३४० 
किस ग्रह से किसका ज्ञानव 

ग्रहों के अष्टक वर्ग से 

फल्त विचार ३४८ 
सर्वाश्कवर्ग के आधार पर 

शुभाशुभ ज्ञान ३५९ 
सबंतों मद्रचक्र विचार ३६४ 
सूययंकाक्ानलचक् विचार ३७४ 
अन्‍्द्रकाछानलचक्र विचार ३७६ 
नवाँ अध्याय ३७८-७०७ 
पिण्डादि आयु चिन्ता ३७८ 
दक्शारिष्ट विचार ब्ट१्‌ 
विशेषता के साथ ग्रहों की दशा. चर 
सूर्य की महादक्षा का फछ ३८३ 
चन्द्र दश्ाफल ३८७ 
भौस दशाफछ ३९० 
बुध ,, » ३९३ 
गुरू ७, ३९६ 
शुक्र , » ३९९ 
झनि डण्रे 


विषय 

सूर्य की ५ दण्माओं का फल 
चअन्द्रकी ५ ,, कक 
भोमकी ५ ,, [3] 
राहु की ५ दकाओं का फल 


ग्रुर ् डर 
छनि ,, रत 


हछ.. रैक # 


७ कह 


क्र ६, ज्ह हा 
घन भाव में २ ग्रहों की युति का फछ 


कह ७0. हैक ०७ 
डक कछ 


४९० 
डर४ 
४९९ 
५०५ 
५०८ 
५०९ 


५१० 
भ१३ 
५१९ 
श्र५ 
ष्स्ट 


५२९ 
३३ 
५३८ 
५४३ 
५४६ 
श४८ 


३६७: 


विषय पृष्ठांक विषय पृष्ठाक 
५ बें भाव में २ ग्रहों को १० वें माव में २ ग्रहों की 

युति का फल ५४८ युति का फल ६४६ 

है, #. # १५२ ३७५ ५» » ४९ 

है कर आ, । कि+. "7 जे ४७०५० ० रेप 

कद पक 72546: 858 0 ६ “पते ७ 8 ३३१३ 

के | 

के ७ 

२ 








कि क्र कक! ५ करे आज डक ऊः इरि६१ 
कि आग 0 2 07 क। . # ६६९ 
६ ठे भाव में २ ग्रहों दो ११ वें भाव में २ ग्रहों की 
युणिका कड ९६९ युति का फल ६६६ 
803 80 5) 20० कह ४ 0 5 + "३९ 
है $ ५७८ 
०  न्आ- हक हू. के डक छः ० ६७६ 
70 002 8 8 6 का बता - 0 ६४8 
» का इज 9 # बढ ५ बहिन 
हू ७, ४ ० श८९ बे 
७ वें भाव में २ ग्रहों को योग का फछ ६६७ 
वुरिका कक मे: २ 8 ५.७, 7 ७०३९७ 
कफ का 8 3७ 2 लो पक ६९६ 
# की लक ७ का 5, बे थ ७०२ 
कह १० ७ हि ४३, ५. ७०६ 
"की र $ ३, कु हर का का ७, »+ कक. ७०७ 
७ # ७५ ४ » ६०९ दसवाँ अध्याय ७०८-७५६ 
< बें भाव में २ ग्रहों के योग फछ ६०९ शुभाशुम योग छग्८ 
७ ७ »है, » ४ ११३ ज़िशांशवश फल ७१० 
हा छ. कफ ७ ६१८ कुत्सित नपु सक प्रवासों 
कह. १७५ छ छः इररे स्वदेश्वस्थ पतियोग जड़ 
#. कर 3.0 ७ » १२५ पतित्यक्ता, बालू विधवा 
हू ७ ७, » ४ ६२६ विवाहहोन योग छ्श्ड 
९ वें भाव में २ ग्रहों की पु+बित्राह पतित्यक्त योग ध्श्५्‌ 
युति का फछ ६२६ वांझ, योगिव्याधि, सुन्दर 
# ७. है » » रै३े० योनि योग १३ 
हऊ #. ४» /४ ० ६२५ सप्तम में स्वक्ष स्वांश में सूर्य 
० ० ० हू. इडए चन्द्र-्मौम बुध का फल ७६१६ 
हू # ६५० # ४ ४४ सपम में स्वक्ष-स्वांश में गुरु 
कं जैक ० आः इैड५ शुक्र शनि का फू छ्१्७ 


विषय 

पिता के घर सुल्ल व ब्रह्म- 
बादिनी योग 

अधिक गुणवती, विधवा, पति 
से पूव॑ मृत्यु तथा दोनों का 


तुल्यकाल में मरणयोग 
सारावठीस्थ योग 


पवन जातक-ब्रेलोक्य प्रकाश 


सफल डिम्मचक्र विचार 
झम्तस्थ राक्षि फल 


[६ 
पृष्ठांक 


७१७ 


] 


विषय 

चन्द्र राशि फल 

नक्षत्र फल 

१२ भावों में सूर्य का फल 
ध चन्द्र, 


पृष्ठांक 
२७ 
७३० 
७३७ 
७३९ 
४१ 
्ड४ड 
७४६ 
छ्ड८ट 
७५० 
७५३ 
७५६ 


# श्रोगणेशाय नमः के 
अथ पष्ठोध्ष्यायः 
नाभसयोगानाह 


लाभस योगों का कथन 
*यबनाथैविंस्तरत: कथिता योगास्तु नाभसा नाम्ना। 
अष्टादशशतगुणितास्तेषां. द्वात्रिशदिह. बक्ष्ये ॥ १॥ 
यवनादि आचार्यों ने १८०० योगों का वर्णन नामस नाम से विस्तारपूर्वक किया 
है। उन १८८० में से मैं ३२ नामस योगों को कहता हूँ ॥ १ ॥ 
आश्रययोगानाह सत्याचार्य:-- 
अब आश्रय योगों का वर्णन सत्याचायंजी के वक्य से कहते हैं। 
रज्जु, नल, मुझल योगज्ञान 
*्चरराशिगेरशेपै रज्जुः स्थिरगस्तथा मुशछ्म्‌। 
द्विशरीरगतेयोंगो नलछसंज्ञो मुनिभिरदिष्ट:॥२॥ 
एतदूयोगत्रितयं चाश्रयसंज्ञ च विज्ञेयम्‌ । 
अन्न चरादिराशिचतुष्के सर्ग्रहाउबस्थित्या योगाः भवन्तीति केश्चि- 
दुक्त तद्सत्‌। यतो गर्गेण स्पष्टमुक्तम-- 
3एको द्वौ वा त्रयः सब सर्वेयुक्ता यदा प्रहेः । 
चअरयोगस्तदा रज्जुदु :खिजन्मप्रदो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
स्थिराश्चेन्मुसलं नाम ज्ञानिनां कृतकर्ंणाम्‌। 
द्विस्वभावा नलाख्यस्तु घनिनां परिकोक्षितः॥ ४॥ 
आश्रमयोगेषु विशेषमाह-बराहः-- 
*आश्रयोक्तास्तु बिफला भवत्यन्येविमिश्षिताः । 
मिश्रास्तु तत्फल॑ ददष्युरमिश्रा हाफलप्रदाः॥५॥ 
यदि कुण्डली में समस्त ग्रह एक चर राशि में या दो या तीनया चारों चर 
राशियों में हों तो रज्जु नामक योग, इसी प्रकार १ या २या ३ या ४ राश्षि में समस्त 
ग्रह हों तो मुशछ और सब ग्रह एक या दो या तीन या चारों द्विस्वभाव राशि में हों 
तो न नामक योग होता. है ॥ २ ॥ 
३. सारा० २१ भ० १ इछो० । २. बृ० जा० १२ अ० २ इलो० मट्ये० । 
३. इ० जा० १२ भ० २ इल्ों० भद्येणव ४. बृ० जा० १२ झ० १२ इलो०। 





है होरारल 


यहाँ रज्जुमुझछादि योग कहने में किसी का पक्ष है कि चारों चर या स्थिर या 
द्िस्वभाव राशियों में समस्त ग्रह हों तो रज्जु, मुशल व नलयोग होते हैं । किन्तु यह 
मत ठीक नहीं है। क्योंकि आचाय॑ गग॑ ने स्पष्टतापूवंक कहा है कि यदि एक यादों 
या तीन या चारों चर राशियों में सब ग्रह हों तो रज्जु नामक योग होता है। इसमें 
जन्म लेने वाला प्राय: दुःखी होता है ॥ ३ ॥ 

यदि स्थिर एक या दो या तीन या चारों राशियों में ग्रह हों तो मुशल नाम का 
योग होता है । इसमें आतक ज्ञानी और यज्ञकर्ता होता है। 

इसी प्रकार द्विस्वमाव राक्षि या राशियों में ग्रह हों तो नल योग होता है। इस 
योग में पैदा होने वाला घनो होता है ॥ ४ ॥ 

बृ० पा० में कहा है--'सर्वेश्चरे स्थित रज्जु: स्थिरस्थैमुंसलः स्मृत:ः। नलास्यों 
द्विस्वभावस्थैराश्रयाख्या इमे स्मृता:” ॥॥ २-४ ।॥। 

विशेष--समस्त चर व स्थिर तथा द्विस्वमाव राष्षियों में सब ग्रहों के रहने पर 
रज्जु मुशलादि योग का वर्णन सत्याचाय॑ ने किया है। 

यथा--'सर्वे चरेषु राशिषु यदा स्थिता योगमाह त॑ रज्जुम्‌। अनयप्रियस्य सतत 
विदेशवासाथंयुक्तस्य । सर्वे स्थिरेषु राक्षिपु यदा स्थिता मुशलमाह त॑ योगम्‌ । जन्मति 
कमंकराणां युक्तानामा्ंमानाम्याम्‌ | द्विशरीरेष्‌ नकल इति योगो होनातिरिक्तदेहा- 
नाम । निपुणानां पुरुषाणां धनसझ्चयभोगिनां मवति” (ब्रृ० १२ अ० २ इलोक 
भद्टोत्पली ) ॥ ४॥ 

अब आश्रय योगों के विषय में वराहमिहिर ने जो विशेष बात बतलाई है उसी को 
आगे कहते हैं । 

यदि आश्रय योग की प्राप्ति में यवावि योग की भी प्राप्ति हो तो आश्रय योग 
मिश्रित होने से फल रहित होता है। अर्थात्‌ आश्रय योग का फल नहीं होता है। 
इसी प्रकार अन्य किसो योग से मिश्रित आश्रय योग कुण्डली में हो तो निष्फल 
होता है। तथा जिससे मिश्रित होता है उसी योग का फल जातक प्राप्त 
करता है । 

निष्कर्ष -- स्वतन्त्र आश्रय योग ही फल देने में समर्थ होता है ॥ ५ ॥ 

दलूयोगद्वयमाह पराशरः-- 
अब आगे पराशर के वाक्य से दो दल योगों को बताते हैं । 
सप॑ व साला योगज्ञान 
'केन्द्रत्रयगतेः पापेः सौम्येबवा दलूस॑श्चिते: । 
द्वौ बोगो सर्पमाछाख्याबनिष्रेष्फलप्रदौ ॥ ६॥ 


$. इ० परा० ३६ अ० ८ इलो०। 


अध्याय ६, आकृति योग हे 


अन्न दल्योगे चन्द्र: ऋरेषु सौम्येषु च न प्राह्म:। यदाह गगेः-- 
"न्रिकेन्द्रगैयमाराकें: सर्पो दुःखो तदुदभवः। 
भोगिजन्मप्रदा माछा तद्ज्जीवसितेन्दुजेः ॥ ७॥ 
अन्न मिश्रप्रहेः केन्द्रस्थैयोंगो भवतीत्याह बादरायणः-- 
>केन्द्रेषु पापेषु सितज्ञजीबेः केन्द्रत्रयस्थैः कथय्यान्‍्त माछाम्‌। 
सपंस्तु सौम्येषु यमारसूर्येवोगाविमौ द्वौ कथितो दछाख्यों॥<॥ 
इति। 
यदि जन्म के समय में तोन केन्द्रों में पापग्रह हों तो सप॑ और तीन केन्द्रों में शुभ 
ग्रह हों तो माछा नाम का योग होता है । ये दोनों दक योग शुभाशुभ फल अर्थात्‌ 
माला शुम व सप॑ अशुभ फल प्रदान करता है ॥ ६ ॥ 
यहाँ दल योग में चन्द्रमा की गणना शुभ पाप में नहीं होती है जैसा कि गर्गाचाय ने 
कहा है कि तीन शुम केन्द्रों में व शनि, मौम व सूर्य हों तो स्पयोग होता है इसमें 
उत्पन्न होने वाला जातक दु:खो होता है ॥ ७ ॥ 
यहाँ दल योग के कहने में बादरायण जी का मत है कि ये दोनों योग मिश्र ग्रहों 
से अर्थाद्‌ शुभ व पाप दोनों से होते हैं, अब उसी को कहते हैं । 
यदि जन्म के समय में तीन केन्द्रों में पापग्रह व शुक्र, गुरू, बुध हों तो माला तथा 
तीनों केम्द्रों में शुभ व शनि, मौम व सूय॑ हों तो सप॑ नामक योग होता है। इन दोनों 
की दल संज्ञा होती है ॥ ८ ॥ 
विज्ेष--यहाँ पर ६ इलोक पराशर का है ऐसा ग्रन्थकार ने कहा है किन्तु बृ० 
पा० में--केन्द्रभयगतै: सौस्ये: पापैर्वादलसंज्ञकौ । क्रमान्मःछामुजज़ास्यों शुभाशुमफल- 
प्रदौ' इस प्रकार से पद्य उपलब्ध है । 
यह छटा इलोक बू ० जा० १२ अ० २ इलोक की भट्टोत्पछी में मणित्य के नाम से 
प्राप्त होता है। 
<वें इलोक का भी पाठान्तर मट्टोत्पली में--'केन्द्रेष्वपापेषु सित:” “सपंस्त्वसौम्येज 
अमार' इस प्रकार से उपरूब्ध होता है। मेरी दृष्टि में भी यही पाठान्तर उचित प्रतीत 
होता है ॥ ६-८ ॥ 
अथाकृतियोगा:ः । ज्ञानमुक्तावल्याम्‌ू-- 
ज्ञान मुक्तावली के वाल्यों से अब आगे आकृति योगों को बतलाते हैं । 
ग़दायोग का ज्ञान 
लम्नास्बुगेरम्बुनगस्थितेवासप्ताम्बरेरम्बरलम्नसंस्थेः । 
एबं चतुर्धा कथितो गदाखूयः शुभाशुमेः खेचरकेस्तु सर्वे: ॥ ९ ॥ 


२. इ० जा० १२ अ० २ इ्ों० भद्ये० । ३. बर० जा० १२ अ० २ इछो० मद्ये० । 


हि होराख्ल 


यदि जन्म के समय में लूम्त वचोथे में या चतुर्थ व सप्तम में या सप्तम व 
दश्शम में अथवा दशम तथा लग्न में समस्त शुभाशुम ग्रह हों तो चार स्थिति में गदा 
योग होता है ॥ ९ ॥ 

झ्कट, विहजू व खज्ञ टक योगज्ञान 
डम्नास्तगैस्तु शकर्ट विहज्ञ: सुखकर्मगें:। 
छग्नपद्चमनन्दस्थै: खगें: रज्ञाटक स्मृतम्‌॥ १०॥ 
यदि जन्म के समय में समस्त ग्रह लग्न व सप्तम भाव में हों तो शकट, यदि 
« चौथे व दश्षम भाव में सब ग्रह हों तो विहज्ञ योग और छूम्त पञ्चम तथा नबम में 


सम्पूर्ण प्रह हों तो शज्ञाटक नाम का योग होता है ॥ १० ॥ 
ज्ञान 


द्ितोयपश्ठकमस्वैस्त्रिसप्तायगतेः खगे: । 
बन्धुनेधनरिष्फस्वैस्त्रिा तु॒ हल्संज्ञकः ॥ ११॥ 


यदि जन्म के समय में दूसरे, छटे, दछवें भाव में या तीसरे, म्यारहवें, सातवें 
आव में अथवा चौथे आठवें व बारहवें माव में समस्त ग्रह हों तो तीन प्रकार से हल 


योग होता है ॥ ११॥ 
बच्ध व यवयोग ज्ञान 


बिडग्नास्ते शुभाः सर्व खबन्धो_ पापखेचरा:। 
बझ्न॑ नाम विजानीयात्तदूव्यस्तैयेब्सज्ञकः ॥ ६२॥ 
यदि जन्म के समय में छम्त व सप्तम में सब छुभग्रह और चौथे व द्ावें में 
समस्त पापग्रह हों तो वज्य नामक योग होता है। इसके विपरीत में अर्थात्‌ म्न व 
सप्तम में सब पापग्रह एवं चतुर्थ व दशम में समस्त छुमप्रह हों तो यव नाम का योग 


होता है ॥ १२ ॥ 
बजादि योगेषु दूषणमाह बराहुः-- 
क्षब आगे वज्ञादि योगों में जो दोषारोपण बराहमिहिरजी ने किया है उसे 


बताते हैं । 
बस्यावि योग में दोष का निरूपण 


"पूवशाखानुसारेण मया वजादयः छवा:। 
चतुर्थभवने सूर्यास्क्सितों भवतः कथम्‌॥ १३॥ 
अन्न बराहमिदिरिण सूर्योद्वुधशुक्रयोश्चतुर्थगत्वासंभवः स्वदेशामि- 

प्रायेणोक्तः। यतो द्वादशाबुडाधिकपछभादेसे र्वेश्चतुर्थे बुधशुक्रयोः संभवो 
अबति। अत्र धूलीकमंणार्थज्ञानमात्मनो दूरो करोत्यायुष्मान। उत्तत्व 
'जिन्तामणौ वराहमिदिराचार्यः 'सू्यपुाक्षमे युतः | तत्संभवोस्त्यतः स्वीय- 
द्ेशाभिप्रायतः स्मृतमिति । 
३. इ० जा० १२ अ० ६ झ्ठो० । 


अध्याय ६, आकृति योग ५ 


आचाय॑ वराहमिहिर का कथन है कि ये वज्भादि योग मय यवनाचार्यादि जी के 
कहने से मैंने भी इन योगों को कहा है । इन योगों के होने में प्रत्यक्ष यह दोष है कि 
परम ज्षीक्रार्कू व मन्दाझ्रों का योग आपस में सूय्यं से इतना बड़ा अन्तर नहीं होता है। 
इसलिये सूयं व बुध शुक्र में ४ राशि का अन्तर न होने से योग को सम्भावना ही 
नहीं होती है ॥ १३॥ 
यहाँ ग्रन्थकार का कहना है कि वराहमिहिर ने चौथी राष्ति में सूर्य से शुक्त 
बुध की सत्ता का खण्डन अपने देश के अभिप्राय से किया है। क्‍योंकि १३ अंगुल 
से अधिक पलमादेश में सूयं से चतुर्थ राशि में बुध शुक्र की सम्भावना होती है। 
ज्ञानमुक्तावल्याम्‌्- 
अब ज्ञान मुक्तावलो में कथित अन्य योगों को कहते हैं । 
कप्तल व वापोयोग ज्ञान 
मिश्रा: पापा: झुभाः सर्वे चतुः केन्द्रेडथ पदुमकम्‌। 
तेरेबापोक्लिमस्थै्वा पणफरेडपि च॒ बापिका ॥ १४॥ 
यदि कुण्डली में चारों केन्द्रों में समस्त शुम व पापग्रह मिश्चित होकर स्थित हाँ 
तो कमल योग होता है । यदि सब शुभ व पापग्रह पणफर तथा आपोक्लिम में हों तो 
बापी नाम का योग होता है ॥ १४॥ 
यरूप, वार, शक्ति ब दण्डयोथ ज्ञान 
एकद्रित्रिचतुर्थस्थेः स्खेटस्तु यूपकम्‌। 
तुर्यादिसप्तमान्तस्थेरेब॑बाणः प्रजायते ॥ १५॥ 
सप्ाप्टनन्दकर्मस्थेः खगेः शक्तिरिति स्थृतः। 
दशादिल्ग्नपर्यन्तेः. सर्वदृण्डाभिधानकः ॥ १६॥ 
यदि कुण्डली में एक, दो, तीन और चौथे भाव में सब ग्रह हों तो यूपयोग 
और चार, पाँच, छे और सातवें भाव में सकल ग्रह हों तो झ्वर नाम का योग 
होता है ॥ १५ ॥ 
यदि कुण्डली में सप्तम, अष्टम, नवम एवं दश्ाम भाव में समस्त ग्रह हों तो 
शक्ति और दशम, एकाददा, द्वादश तथा रूम्त में समस्त ग्रह हों तो दण्ड योग 
होता है ॥ १६ ॥ 
नो, कूट, छत्र, चापयोग ज्ञान 
छग्नादिसप्तम/न्तस्थेः सबबंखेटेस्तु नौरिति। 
तुर्यादिदशमान्तस्थैः कूट इत्यभिघीयते ॥ १७॥ 
सप्तमादिविल्ग्नानतेंः छत्र: सकछखेचरेः। 
एवं दशावितुर्यान्तेश्चाप इत्युच्यते बुचैः॥ १८॥ 


है होरारल 


यदि कुण्डली में लग्न से सप्तम पयंन्त प्रत्येक भाव में एक-एक करके समस्त ग्रह 
हों तो नौ योग अर्थात्‌ नौका योग और चतुर्थ से दशम माव पर्यंन्त समस्त ग्रह सब 
भावों में हों तो कूट नाम का योग होता है ॥ १७ ॥ 
यदि कुण्डलो में सप्तम भाव से लूम्न पयंन्‍्त समस्त ग्रह हों तो छत्रयोग और 
दश्शम भाव से चतुर्थ भाव तक समस्त ग्रह हों तो चाप नाम का योग होता है ॥१८॥ 
अर्धचन्द्र, चक्र व समुद्र योग ज्ञान 
परस्परद्ययादष्टो तृतीयान्नवमान्तिकम्‌ । 
पद्बमेकादशः पष्लादद्वादर्श त्वष्टघा शशी॥ १९॥ 
छम्नत्रिपग्रसप्तक्षनवमेकादशे स्थितेः । 
सर्वेश्चक्र॑द्वितीयादाबेब॑योगः समुद्रकः | २० ॥ 
इत्याक्ृतियोगाः । 
यदि कुण्डली में द्वितीय भाव से अष्टम भाव तक प्रत्येक भावों में सब ग्रह हों तो 
अध॑चन्द्र नामक योग होता है। यह योग आठ प्रकार से होता है। १--द्वितीय से 
अष्टम, २--तृतीय से नवम, ३--पत्चम से एकादश, ४-पष्ठ से द्वादश तक, ५-- 
श्राठ से द्वितीय तक, ६--नवम से तृतीय तक, ७- एकादश्श से पश्मम भाव तक 
भर बारहवें माव से छटे भाव तक प्रत्येक माव में सब ग्रह हों तो अधंचन्द्र नामक 
योग होता है॥ १९ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्न, तृतीय, पत्चम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में सब 
ग्रह हों तो चक्र नाम का योग होता है । 
यदि कुण्डली में २, ४, ६, ८, १०, १२ इन भावों में समस्त ग्रह हों तो समुद्र 
नाम का योग होता है ॥ २० ॥ 
इस प्रकार आक्ृति योग ज्ञान समाप्त हुआ । 
अथ संख्यायोगानाह वराह:-- 
अब आगे बराहमिहिरोक्त संख्या योगों का वर्णन करते हैं। 
संख्या योग ज्ञान 
*संख्यायोगाः सप्सप्तश्नसंस्थेरेकोपायाद्वल्छकीदामपाशाः । 
केदारः स्थाच्छूलयोगे युगक्न गोलअआान्यान पूर्वमुक्तान्‌ विद्याय ॥९१॥ - 
पूर्वोक्तानस्यान्‌ बिहाय_संख्या योगाः ग्युम्तदा फलप्रदाः स्युः। अन्य 
योगसंभवे संख्या योगाः सर्वे कार्यो इत्यथः । 
संख्या योग सात प्रकार का होता है। यदि कुण्डली में सात स्थानों में सात 
ग्रह हों तो वल्छकी नामक योग होता है । यदि ६ स्थानों में सात ग्रह हों तो दामिनी 
योग, पाँच स्थानों में सात ग्रह हों तो पाश योग, ४ स्थानों में सात ग्रह हों तो केदार 





है, ढृ० जञा० १२ आ० १० इलो० । 


| 


अध्याय ६, नाभस योगफल छ 


योग, ३ स्थानों में सात ग्रह हों तो शूछ योग, २ स्थानों में सात ग्रह हों तो युग योग 
और सातों ग्रह एक स्थान में हों तो गोल योग होता है । 
यदि पूर्बोक्त आश्रय योगादि का कुण्डली में अभाव हो तो जातक संख्या योग का 
फल प्राप्त करता है, अन्यथा आश्रय व संलया योग दोनों की श्राप्ति कुण्डली में हो तो 
आश्रय योग का ही फल जातक को प्राप्त होता है ॥ २१॥ 
अथेतेषां फलछानि क्रमेण सारावल्थाम्‌"-- 
अब आगे पूर्वोक्त योगों के फछ को सारावली के वाक्‍यों से कहते हैं । 
पूर्बोक्त योगों का फल 
अटनप्रियाः सुरूपाः परदेशस्व स्थ्यभागिनों मनुजाः । 
करा: खलस्वभावा रज्जुप्रभवाः सदा कथिताः॥ २२॥ 
मानज्ञानयुताः कुस्रोयुक्ता नृपत्रियाः ख्याताः। 
बहुपुत्राः स्थिरचित्ता: मुसछसमुत्थिता भवन्ति नराः॥ २३॥ 
न्यूनातिरिक्तदेहा धनसशख्वयभागिनो5तिनिपुणाश्व । 
बन्धुद्ताश्व॒ सुरूपा नछ्योंगे संप्रसूयन्ते ॥ २४॥ 
नित्य॑ सुखप्रधाना बाहनवख्नान्नभोगसंपन्‍्नाः । 
कान्‍्ताः सुबहुख्तीका माछायां संभ्रसूताः स्थुः॥ २५॥ 
बिपमाः ऋरा निस्बा नित्य॑ दुःखार्दिताः सुदीनाश्र । 
परपक्षपाननिरताः सपंप्रभवा भवन्ति नराः॥ २६॥ 
सततोथुक्तातंब शा यज्बानः शाब्रगेयकुशलाश् । 
घनकनकरत्नसंपत्संप्रयुक्ता मानबा गदायान्तु ॥ २७॥ 
रोगार्ताः कुनखा मूखोः शकटानुजीबिनो निःस्त्राः। 
मिन्रस्वजनविद्दोना शकटे जाता भवन्ति नरा३॥ १८॥ 
अ्रमणरुचयों बिकृष्टा दूताः सुरतानुजीबिनो धृष्टा:। 
कलह प्रियाश्थ॒ नित्यं बिह॒गे योगे सदा जाता:॥ २९॥ 
प्रियकलद्दाः समरसहः सुखिनो सृपते: प्रिया: शुभकलत्रा: । 
आढ्या .युवतिद्वेष्या. शज्ञाटकसंभवा मनुजाः॥ ३०॥ 
बहाशनो दांरद्राः कृपीबछा दुःखितवाश्थ सोदुबेगाः। 
बन्धुसुद्दद्वस्त्यक्ता: प्रष्या हृल्संज्ञके सदा पुरुषाः॥ ३१॥ 
आद्यन्तबयः सुखिनः शूराः सुभगा निरीहाश्व । 
भाग्यविद्दीना बज मध्ये जाता खा विरुद्धाश्व ॥ ३२॥ 


| ३. ये छछोक २१ अच्याव में तथा ० पा० में ३५ अ० १८-५० इठो०। 
॥| 








होरारत्न 


अतनियममज्नलपरा बयसो मध्ये सुखार्थपुत्रयुताः। 

दातारः स्थिरचित्ता यवयोगभवाः सदा पुरुषा:॥ ३३॥ 
स्फीतविभवाः पुण्याव्याः स्थिरायुषो विपुलकीतेयः गुद्धाः । 
झुभशतकाः प्रध्यीशाः कमछभवा मानवा नित्यम॥ ३४॥ 
निधिकरणे निपुणधियः स्थिरार्थसुखसंयुताः सुतप्ताइच । 
नयनसुखसंप्रह्ष्ठा वापी योगे नरा जाताः॥ ३५॥ 
आत्मविदिज्यानिरतस्त्यायुतः.. सत्वसंपन्नः । 
ब्तनियममन्त्रनिरतो यूपे जातो विशिष्टश्न ॥३६॥ 
इषुकरणदस्युबन्धनसृगयाघनसे वितो5पि मांसादाः । 

हिंख्राः कुशिल्पकराः शरयोगे संप्रसूयन्ते ॥ ३७॥ 
धनरहितविकलदुःखितनीचाछ्साश्चिरायुषः पुरुषाः । 
संप्रामबुद्धिनिपुणाः शकत्यां जाता: स्थिराः सुभगाः॥ ३८ ॥ 
हतपुत्रदारनिस्वाः सवंत्र निृंणा: स्वजनबाह्या: | 
दुःखितनीचाः प्रेष्या दण्डप्रभवा भवन्ति नराः॥ ३९॥ 
सछिछोपजीविविभवा बह्ाशा ख्यातकीत॑यो दुष्टाः। 
कृपणा मलिनों छुब्धाः नौसंजाता खा: पुरुषाः॥४०॥ 
आनृतिककितवबंधनपापा निष्किब्ननाः शठाः क्रूधः। 
कूटसमुत्था नित्यं भवन्ति गिरिदुर्गवासिनों मनुजाः॥ ४१॥ 
स्वजनाश्रयों दयाबान्‌ नानावुपबल्छभः प्रकुष्टणतिः। 
प्रथमे5न्त्ये बयसि नरः सुखबान्‌ दीर्घायुरातपत्रे स्थात्‌ ॥ ४२॥ 
आनृतिकगुप्तपाछाइचौरा: कितवाइच कानने निरताः । 
कार्मुकयोगे जाता भाग्यविद्दीना बयो मध्ये॥ ४३॥ 
खुभगाः सेनापतयः कान्तशरीरा रूपत्रिया बढिनः | 
सणिकनकभूषणयुता अभवन्ति योगे चार्थचन्द्राख्ये ॥ ४४॥ 
प्रणताशेषनराधिपः किरीटरत्नप्रभास्फुरितपाद: । 

भवति नरेन्‍द्रों मनुजश्क्रे यो जायते योगे॥४५॥ 
बहुरत्नथनसमृद्धा भोगेयुक्ता जनत्रियाः सुखुताः। 
उदधिस मुत्थाः पुरुषाः स्थिरविभवाः साघुशीछाश्व ॥ ४६॥ 
प्रियगीतर्॒त्यवाद्यनिषुणाः सुखिनत्य धनबन्तः। 

नेतारों बहुश्ृत्या बीणायां कीक्तिताः पुरुषाः॥ ४७॥ 
दामिन्यामुपकारी न पशुधनयुक्तो महेश्वरः ख्यातः । 
बहुसुतरत्नससद्धों घोरो जायेत .बिह्वांग्र ॥ ४८॥ 


अध्याय ६. नाभस योगफल है) 


पाशे बन्धनभाजः कार्ये दक्षाः प्रषड्चकाराश् । 
बहुभाषिणों बिशीछा बहुश्ृत्या: संप्रसूताइच ॥ ४९ ॥ 
सुबहूनासुपयोज्याः कृपीवछाः सत्यवादिनः सुखिनः । 
केदारे संभूताश्चछस्वभावा घनेयुक्ता: ॥ ५०॥ 
तीक्ष्णाठ्सधनहोना दिंखाः सुबहिष्कृता मदाशूराः | 
संग्रामे छब्धशब्दाः भुछे योगे भवन्ति नरा:॥५१॥ 
पाखण्डभागिनों वा धनरहिता वा बहिष्कृता छोके । 
सुतमाठ्थमंरहिता युगयोगे मानबा जाताः 
बल्संयुक्ता बिधना विद्याविज्ञानवजिता मल्यना: | 
नित्य॑ दुःखितदीना गोले योगे भवन्ति नराः॥ ५३॥ 
एते च योगा: सर्वास्वपि दशासु फलदायिनः । 
सकलग्रद्दारव्धः स्यादित्याह गुणाकरः ॥ ५४ ॥ 
"सर्वास्वपि दशास्वेते भवेयुः फछदायिनः। 
प्राणिनामिति सत्याद्याः प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५५॥ 
अब नाभस योगों में उत्पन्न होने वाले जातक के फल को या यों समझिये ३२ 
योगों के फल को अलछग-अलग बताते हैं । 
रज्जु योग का फल 
यदि कुण्डली में रज्जु योग हो तो जातक घूमने का प्रेमी, स्वरूपवानू, प्रदेश में 
स्वास्थ्य छाम करने वाला; क्रूर और दुष्ट प्रकृति का होता है ॥ २२॥ 
विशेष-- प्रकाशित सारावली में--“परदेशेष्वं भागिनो' यह पाठान्तर है ॥ २२॥ 
सुशल योग का फल 
यदि कुण्डली में मुझ योग हो तो जातक सम्मानित, ज्ञानी, दूषित स्त्री से युक्त, 
राजा का प्रेमी, प्रसिद्ध; अधिक पुत्र वाछ्ा और स्थिर चित्त होता है ॥ २३॥ 
विद्योष--प्रकाशित सारावली में--'मानधनज्ञानयुता कर्मोंयुक्ता' “स्थिरचित्ता 
मुसल्तोत्था भवन्ति शूरा: सदा पुरुषा:” तथा वृहत्याराशर में--“मानज्ञाधनायेयुंक्ता' यह 
पाठान्तर उपलब्ध है ॥ २३ ।॥। 





पष्॥। 


नल योग का फल 
यदि कुण्डली में नलयोग हो तो जातक न्‍्यून व अधिक देहधारी, धन का संग्रही, 
अत्यन्त चतुर, बान्धवों का शुमी और स्वरूपवान्‌ होता है।। २४॥ 
साला योग का फल 
यदि कुण्डली में माला योग हो तो जातक प्रतिदिन प्रधान सुखी, ताहन (सवारी) 
वस्त्र, अन्न व भोग से समृद्ध, प्रिय और अधिक स्त्री वाला होता है ॥ २५॥ 
१. दोरामकरन्द १५ अ० २५ इठो० । 'फछदायका” यह पाठान्तर हैं। 


श्‌० हे होरारत्न 


बिशेष--प्रकाशित सारावली में “वाहनवस्त्रां मोग' यह पाठान्तर प्राप्त है। 
३१ अ० ४१ इलो० ॥ २५ ॥। 
सप॑ योग का फल 
यदि कुण्डलो में सर्प योग हो तो जातक विपरीत, कूर, निधन, नित्य दुःख से 
पोड़ित, दीन और दूसरे के मोजन व पानी में आसक्त होता है ॥ २६ ॥ 
विशेष--प्रकाशित साराबली में “परथभ्रुक्ताः पानरता: सर्पे जाता भवन्ति नरा:/ 
“यह पाठान्तर प्राप्त है। २१ अ० ४२ इछो० ॥ २६॥ 
गया योग का फल 
यदि कुण्डल्ो में गदा योग हो तो जातक निरन्तर उद्योगी, धन के वशीभूत, यज्ञ- 
कर्ता, धास्त्रीय गान में चतुर और धन, सुवर्ण, रत्नरूपी संपत्ति से युक्त होता है ॥२७॥ 
विशेष--प्रकाशित सारावली में 'सततं मानाथंपरा' यह पाठान्तर है २१ अ० 
३२ इलो० ॥ २७ ॥ 
झकट योग का फल 
यदि कुण्डली शकट योग हो तो जातक रोग से दुःखो, कुत्सित नाखूनधारी, मूखं, 
गाड़ी से जीबिका करने वाला, निर्धन और मित्र व अपने मनुष्यों से हीन होता है ॥२८॥ 
विशेष--प्रकाशित सारावली में “रोगार्त्ता: कुकलत्रा:' यह पाठाम्तर प्राप्त है 
२१ अ० ३० इलो ० ॥ २८ ॥ 
बिह॒ग योग का फलछ 
यदि जन्म के समय में, विहग योग हो तो जातक धूमने की इच्छा करने बाला, 
अच्छा दूत, सुरति ( व्यमिचार ) से जीविका करने वाला, ढीठ और प्रतिदिन कलह 
का प्रेमी होता है ॥ २९ ॥ 
श्रृज़ाटक योग का फल 
यदि कुण्डली में श्युज्ञाटक योग हो तो जातक कलह का प्रेमी, युद्ध को सहन करने 
बाला, सुखो, राजा का प्रिय, शुभ स्त्री वाला, धनी और स्त्रियों का छात्रु होता है॥३०॥ 
विशेष -प्रकाशित सारावली में 'प्रियकलहसमरसाहससुखिनो' “सुभगकान्ता:' यह 
पाठान्तर प्राप्त है। १९ अ० ३३ इलो० ॥ ३०॥ 
हक योग का फल 
यदि कुण्डली में हल योग हो तो जातक अधिक खाने वाला, दरिद्री, खेती करने 
बाला, दुःखो, उद्वेगी, बान्धव व मित्रों से त्यक्त और सेवक होता है ॥ ३१ ॥ 
विद्योष--प्रकाशित सारावली में बह्वाशिनो' “बन्धुसुहृत्संत्यक्ता:' यह पाठान्तर 
है ॥ ३१॥ 





वच्ध योव का फल 
यदि कुण्डली में वज्ञ योग हो तो जातक आदि ब अन्त अवस्था में सुखी, वीर, 
सुभग, निरीह, भाग्यहोन, दुष्ट और विपरीत होता है ॥ ३२ ॥ 


अध्याय ६, नाभस योगफल ११ 


विशेष - प्रकाशित सारावली में “वज्ये जाता: स्वजनैविरुद्ध/शच' यह पाठान्तर है । 
(२१ अ० २६ इलो० ) ॥ ३२॥ 
यब योग का फल 
यदि कुण्डली में यव योग हो तो जातक ब्रती, नियमी, उत्सव प्रेमी, अवस्था के बीच 
में सुख, धन और पुत्र से युक्त, दानो और सदा स्थिर चित्त होता है॥ ३३ ॥ 
कमल योग का फल 
यदि कुण्डली में कमछ योग हो तो जातक विद्याल वैभववाला, पुणष्यात्मा, दीर्घायु, 
बड़ा कीतिमानु, पवित्र और शुभी राजा होता है ॥ ३४ ॥ 
विशेष--प्रकाशित सारावलो में 'स्फीतयशसोगुणाद्या' “शूमयशसः” यह पाठान्तर 
प्राप्त है। ( २१ अ० २८ इलो० ) ॥ ३४॥ 
बापी योग का फल 
यदि कुण्डली में वापीयोग हों तो जातक सम्पत्ति एकत्रित करने में चूतुर 
बुद्धिवाला, स्थिर धन व सुख से युक्त, पीडित और नेत्रसुख से प्रसन्‍न होता है ॥ ३५॥ 
यूप योग का फल > 
यदि कुण्डली में यूपयोग हो तो जातक आत्मज्ञानी, पूजा में आसक्त, स्त्री से अयुक्त, 
बल से युक्त, ब्रती, नियमी, मन्त्र में अनुरक्त और विशिष्ट होता है ॥ ३६ ॥ 
विशेष--प्रकाशित सारावली में “आत्मनि रक्षानिरतस्त्यागयुते वित्तसौख्यसंपन्नः 
ब्रतनियमसत्यनिरतो' यह पाठान्तर प्राप्त है। ( २१ अ० २७ इलो० ) ॥ ३६॥ 
झरयोग का फल 
यदि कुण्डली में शरयोग हो तो जातक धनुष बनाने वाला, चोर, बन्धन भोगी, 
छिकारी, धन से युक्त होने पर भी मांस खाने वाला, हिंसक और दूषित शिल्पी 
होता है ॥ ३७ ॥ 
विशेष--प्रकाशित सारावलो में “मृगयावनसेवनेति सोन्‍्माद: 
प्राप्त है ॥ ३७ ॥। 





// यह पाठान्तर 


शक्ति योग का फड 
यदि कुण्डली में शक्तियोग हो तो जातक निध॑न, अशान्त, दुःखो, नीच, आलसी, 
दीर्घायु और लड़ाई की बुद्धि में चतुर होता है ॥ ३८ ॥ 
इण्डयोव का फल 
यदि कुण्डली में दण्डयोग हो तो जातक नष्ट पुत्र स्त्री वाला, निधन, सवंत्र घृणा 
से होन, अपने मनुष्यों से बहिभू'त, दुःखी, नीच और झेवक होता है ॥ ३९ ॥ 
विद्येष - प्रकाशित सारावली में “सवंजनैन्यंक्क्ृता:' यह पाठान्तर प्राप्त है ॥ ३९॥॥ 
नोका योग का फल 
यदि कुण्डली में नौका योग हो तो जातक जल से जीविका पैदा करके ऐश्वयंवानु, 
अधिक खाने वाला, प्रसिद्ध कोतिमानु, दुष्ट, छोभो, दूषित, लालची और नीच 


होता है ॥ ४० ॥ 


श्र होरारत्न 


विद्योष--प्रकाशित सारावली में “बह्ायाख्यातकौतंयो हृषट:। कृपणा बलिनों' 
“संभूताश्चछा: पुरुषा:' यह पाठान्तर प्राप्त है। (२१ अ० २१ इछो० )॥ ४० ॥ 
कूट योग का फल 
यदि कुण्डली में कूट योग हो तो जातक असत्यभाषी, कपटी, बन्धनभागी, पापी, 
निष्किअन, धूत॑, क्रूर, पव॑त व किले का निवासों होता है ॥ ४१ 
विशेष--प्रकाशित सारावली में "बन्धनपाछा” यह पाठान्तर प्राप्त है ॥ ४१॥ 
छत्र योग का फल 
यदि कुण्डली में छत्रयोग हो तो जातक अपने जनों का आश्रयी, दयारु, अनेक 
राजाओं का प्रेमी, अच्छा बुद्धिमात्‌ृ, प्रथम तथा अन्त अवस्था में सुखी और दीर्घायु 
होता है ॥ ४२ ॥। 
कामुक योग का फल 
यदि कुण्डली में कामुंक योग हो तो जातक असत्यमाषी, गोपनीयता का रक्षक, 
चोर, कपटी, वन में आसक्त और मध्य अवस्था में भाग्यहीन होता है ॥ ४३ ॥ 
अर्धचन्द्र योध का फल 
यदि कुण्डली में अधंचन्द्र योग हो तो जातक अच्छा भाग्यवान्‌, सेनाष्यक्ष, 
सुन्दर शरीरधारी, राजा का प्रिय, बलछी, मणि-सुवर्ण और अलद्धारों से युक्त होता 
है डंडा 
चक्र योग का फल 
यदि कुण्डली में चक्र योग हो तो जातक नम्र समस्त राजाओं के मुकुट की प्रमा 
के समान श्योभित पैर वाला राजा होता है ॥४५॥ 
समुद्र योग का बल 
यदि कुण्डली में समुद्र योग हो तो जातक अधिक रत्न व धन से संपन्न भोगी, 
जनप्रिय, सुन्दर पुत्र वाला, स्थिर ऐश्वयंवान्‌ और सज्जन स्वमावी होता है ॥४६॥ 
बीणा योग का फल 
यदि कुण्डली में बीणा योग हो तो जातक गाने व नाचने का प्रेमी, वादन (बजाने) 
में चतुर, सुखी, धनी, नेता और अधिक नौकर वाला होता है ॥४७॥ 
विशेष--प्रकाशित सारावली में 'मित्रान्विता सुवचसः थास्त्रपरा:” 'सुखभाजो" 
यह पाठान्तर ( २१ अ० ५२ एलो० ) प्राप्त है ॥४७॥ 
डामिनी योग का फल 
यदि कुण्डलो में दामिनो योग हो तो जातक उपकारी, पशु व धन से अयुक्त, बड़ा 
समथंवान्‌, प्रसिद्ध, अधिक पुत्र धन से संपन्न, घेयंवान्‌ और पंडित होता है ॥४८॥ 
विशेष--प्रकाशित सारावली में “पशुगणयुक्तो घनेश्बरों मृढः” यह पाठान्तर है 
(२१ ब० ५१ इलो० ) ॥डटा 


अध्याय ६, नाभस योगफल हल 


पाश योग का फल 
यदि कुण्डलो में पाश योग हो तो जातक जेल भोगो, काय॑ में चतुर, प्रपच्ी 
अधिक बोलने वाला, शीलता से होन और अधिक नॉकरों से युक्त होता है ॥४९॥ 
बविद्योष--प्रकाशित सारावली में 'माजः कार्योंचुक्ता' यह पाठान्तर (३१ अ० ५० 
इलो ०) प्राप्त है ॥४९॥ 
केदार योग का फलछ 
यदि कुण्डली में केदार योग हो तो जातक अधिक जतों का उपयोगी, किसान, 
सत्यमाषी, सुखी, अस्थिर प्रकृति और धन से युक्त होता है ॥५०॥ 
झूल योग का फल 
यदि कुण्डलो में शूछ योग हो तो जातक तीखा, आलसी, धनहीन, हिंसक, बहिष्कृत 
बड़ा वीर और युद्ध में शब्द प्राप्त करने वाला होता है ॥५१॥ 
युग योग का फल 
यदि कुण्डली में यूग योग हो तो जातक पाखंडी वा निधन वा संसार में बहिष्कृत, 
पुत्र-माता और धम्म से रहित होता है ॥५२॥ 
गोल योग का फल 
यदि कुण्डली में गोल योग हो तो जातक बली, निर्धन, विद्या व विशान से रहित, 
दूषित, नित्य दु:खो और दीन होता है ॥५३॥ 
विशेष--प्रकादित सारावली में “दारिद्यालस्ययुता विद्याज्ञामानवर्जिता' यह 
पाठान्तर है ( ३१ अ० ४६ इछो० ) ॥५३॥ 
इन योगों का फल समस्त दक्शाओं में होता है, ऐसा ग्रुणाकरने होरामकरन्द में 
कहा है ॥५४॥ 
ये समस्त नाभस योग समस्त दक्षाओं में प्राणियों को फल देते हैं, ऐसा सत्याचाय॑ 
आदि पंडितों का कथन है ॥५५॥ 
टिप्पणी - यहाँ पर जो नामस योगों के फल को बताने वाले पद्मों को दिया गया 
है वे साराबली के हैं ऐसा भी कहा है किन्तु सारावली में इनके अनुरूप व क्रम से पद्य 
प्राप्त नहीं होते हैं। बृहत्याराशर की ३५वीं अध्याय में १--४९ इलोक इसी क्रम से 
प्राप्त हैं ॥५५॥ 
अथ यवनजातकोक्ता विशज्ञेषयोगाः। 
अब आगे यवन जातकोक्त विद्येप योगों को कहते हैं । 
सं, किदुर, कृष्ष्य, श्रृत, विवृद्धि, कर्ण कूर्मादि योग ज्ञान-- 
पापेः कोणगतेइ्च. केन्द्रगशुमेः . सर्पाब्धकोइयायगे: 
सर्वे: किक्लरको5श्रसप्त 43 निखिले: कृश्यं सुताब्चेः श्रुतः। 
सर्वे: स्वायग्तेविंबृद्धिरनुजां ३४४ बुस्थे: श्रुतिघर्म खे ९।९० 
कर्णो रिष्फतनो चर कूर्म इति सोषि झनपष्ठे महान ॥५६॥ 


श्र होरारल 


यदि कुण्डली में समस्त पापग्रह ज्िकोण में और केन्द्र में सब शुभग्रह हों तो सप॑, 
४।२।११ में किकर, ७।८ में कृश्य, ४५ में थ्रुत, २।११ में सब ग्रह हों तो विवृद्धि, 
३।४ में श्रुति, ९१० में कर्ण, १२१ में कूम और समस्त ग्रह ६।७ में हों तो महाकूम॑ 
योग होता है ॥॥ ९६॥ 
उन्त योगों के फल 
सर्प दिंखत्वधूतः स्यादुबंधनातोंडध्वगः सदा। 
किक्करों परसेवार्थ' किल्कुरोद्विग्कको भवेत्‌ ॥५७॥ 
काश्यंमरणयुतो नित्य. ग्छान्युक्‌ परसेवकः । 
श्रुते शास्रमतिदीक्षायुतोईबश्यं च मित्रयुक्‌ ॥५८॥ 
विवृद्धों धनवृद्धिः स्थास्क्षीणा्थश्र क्षणे क्षणे। 
कर्ण कोर्तियुतों भूयो बहुस्त्रीसुतबन्धुयुक्‌ ॥५९॥ 
कू्मे कार्यष्वघीरः स्याद दयोमेध्ये च मध्यमः। 
महाकूर्म रूब्धसिद्धिननास्रीभोगवान्‌ सुधीः ॥६०॥ 
यदि कुण्डली में सपं योग हो तो जातक हिसक, अधूतं अर्थात्‌ धृतंता से रहित, 
बन्धन ( जेल ) से पीडित और सदा घूमने वाला होता है । 
यदि किद्ूर योग हो तो जातक दूसरे को सेवा करने वाला और उद्विग्न होता 
है ॥५६॥ 
यदि कुण्डली में कृश्य योग हो तो जातक ऋणी, ग्लानि करने वाला और दूसरे 
का नौकर तथा श्रुत योग में जन्म लेने वाला शास्त्रीय बुद्धि का, दीक्षा और मित्र से युक्त 
होता है ॥५८॥ 
यदि कुण्डली में विवृद्धि योग हो तो धन की वृद्धि और क्षण-क्षण में धनव्यय, कर्ण 
योग में कीतिमात्‌, अधिक स्त्री-पुत्र बास्धवों से यृक्त, कूमं में कार्य में अधैये, यदि दो 
योग हों तो मध्यम और महाकूर्म योग हो तो जातक सिद्धि प्राप्त करने वाला अधिक 
स्त्रियों का भोगी और पंडित होता है ॥५९-६०॥ 
सफल मुसल योग 
छाग्नात्त्रयोउनन्तरितस्भेस्युः सर्ब ग्रहास्तन्मुशलं बदन्ति । 
अस्मिन्‌ भ्रद्दारोपहते श्रसूते प्राज्लेविरुद्धं सहजेरघन्यम ॥६१॥ 
यदि कुण्डली में छम्न व तृतोय भाव में समस्त ग्रह हों तो मुशछ योग होता है । 
इसमें जिसका जन्म द्वोता है वह प्रहार से भग्न, भार्ईयों के विरुद्ध और अप्रशंसनोय 
होता है ॥६१॥ 
मुदूगर पाञ्ञ व अंकुश योग का ज्ञान 
त॑ मुदुगरं विद्धि जल्ात्पसूते वाग्दुःखशोकश्रमपीडितानाम्‌। 
पाशाख्यसप्तात्तदुपद्रुतानां मेपूरणादंकुशमीश्वराणाम्‌ ॥६२॥ 


अध्याय ६, यवनजातकोक्त विशेषयोग श्र 
यदि कुण्डली में चतुर्थ व षष्ठ में सब ग्रह हों तो मुद्गर योग होता है । इसमें जातक 
वाणी से दु:खो, शोक से युक्त और श्रम से पीडित होता है । 
यदि कुण्डलो में सप्तम व नवम में सब ग्रह हों तो पाश योग और दशम व्‌ 
द्वादश में सब ग्रह हों तो अंकुश योग होता है। इसमें जातक सम होता है ॥६२॥ 
अथ शबनों । 
सफल शायनों योग ज्ञान 


निरन्तर पद्चगृहोपगेपु सर्वेपु योगः शयनी विलग्नात्‌ । 
स्वबंशकोर्तिप्रतिलब्धमानो जातों भवेदत्र सुखो च नित्यम्‌ ॥६३॥ 


यदि कुण्डली में लग्न से लगातार पाँच भावों में सब ग्रह हों तो शयनी योग होता 
है इसमें जन्म लेने वाक्ा अपने बंश की कीति से सम्मान प्राप्त करने वाक्ा और सदा 
सुखी होता है ॥६३॥ 
अथ जाज्जलनिश्रयणीयोगौ । 
जाज़ लनिभ्ययणी योग ज्ञान 
तद्बच्चतुर्थादपि ज|क्नलाख्यो जन्मप्रदःस्थात्परकिज्लराणाम्‌ । 
अस्ताश्रयान्निश्रयणो तिधुतंदूतव्यथा5ध्वन्यजन प्रसूते.. ॥६७॥ 
यदि कुण्डलो में चतुर्थ माव से क्रमबार पांच मावों में सब ग्रह हों तो जांगल योग 
होता है इसमें जातक दूसरे का नौकर होता है । 
यदि सप्तम भाव से छगातार पाँच भावों में समस्त ग्रह हों तो निश्रयणों योग, 
इसमें जातक धूत॑, दूत व निजंन मार्ग में व्यथित होता है ॥६४॥ 
कुम्त योग ज्ञान 
नभस्थल्लास्कुन्तमिति भ्रचण्डप्रसूतिकृत्सूयंकते च पुंसाम । 
अण्डास्पवृत्तास्तु रणोत्कटानामन्य प्रब्ृत्तोडनलछभूतसंज्ञम ॥६०॥ 
यदि कुण्डली में दशम से पांच भावों में सब ग्रह हों तथा दश्म सूर्य हो तो कुन्त 
योग होता है । सूर्य से योग प्रारम्भ होने पर जातक युद्ध में उत्कट और अन्य ग्रह से 
योगा रम्म हो तो जातक अग्नि के समान होता है ॥६५॥ 
अथ पंक्तियोग: । 
सफल पंक्तियोग ज्ञान 
अनन्तर॑ पद्सु गृहेष्बधिष्ठिताः सर्वे यदा त॑ प्रबदन्ति पंक्तिम्‌। 
्ग्नास्थवृत्तो5त्र नृपं प्रसूते केन्‍्द्रात्मवृत्तो नृपमन्त्रिमुख्यम्‌ ॥६६॥ 


१६ होरारत्न 


यदि कुण्डलो में क्रम से ६ स्थानों में सब ग्रह हों ठो पंक्ति योग होता है। यदि 
छूम्न से ६ स्थानों में सब ग्रह हों तो जातक राजा और चतुर्थ या सप्तम या दशम भाव 
से योगारम्म हो तो जातक राजा का मुख्य सचिव होता है ॥ ६६ ॥ 
अथ नगर योगः । 
नगर योग का ज्ञान 
सर्वे चतुलंग्नगता यदि स्थुरन्योन्यसंपर्कगता ग्रहेन्द्रा: । 
योग तमाहुनंगर॑न्ृपाणां जन्मप्रद॑ दम्भकलिग्रियाणाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि कुण्डलो में क्रम बार चार स्थानों में परस्पर सम्बन्धित समस्त ग्रह हों तो 
नगर नाम का योग होता है। इसमें दम्मी या पाखण्डी और कलह का स्नेहो जातक 
राजा होता है ॥ ६७ ॥ 
अथ पंक्तिपबंतो। 
अब आगे पंक्ति योग के फछ व सफल पव॑त योग को बताते हैं । 
सफल पंक्ति योग 
विद्याय केन्‍्द्रानितरः प्रवृत्तेः स्थात्‌ पंक्तियोगेरंचतुष्पदाढयः। 
यथाभिलाषं॑ फल्मुक्तमस्मिन विद्यात्फछोपायमलक्ष्यरूपम ॥ ६८ ॥ 
यदि कुण्डली में केन्द्र स्थानों को छोड़कर पंक्तियोग का प्रारम्म हुआ हो तो जातक 
पशुओं से युत, इच्छित फल पाने वाला, विद्या को उपाय से फलवती करने वाला और 
कक्षित रूप से रहित होता है ॥६८॥ 
रूफल पब॑त योग ज्ञान 
डम्नास्तमेपूरणगाः प्रशस्ताः सर्वे ग्रहेन्द्रा इद चेदपापा:। 
त॑ पब॑त॑ विद्धि बछाधिकानां महीपतीनां प्रसबाय योगे ॥६०॥ 
यदि कुण्डली में छम्न, सप्तम ब दष्यम में समस्त शुभ ग्रह हों और पाप ग्रहों का 
अभाव हो तो पब॑त योग होता है । इसमें जातक बड़ा बली और राजा होता है ॥६९॥ 
विशेष--बृहत्याराशर में इस योग का वर्णन निम्न रीति से है। यथा “सप्तमे 
चाध्मे शुद्धे शुभग्रहयुतेःयवा । केन्द्रेषु शुभयुक्तेषु योग: पव॑तसंज्ञक: । भाग्यवान्‌ परब॑तोत्पन्नः 
वाग्मी दाता श्व॒ थ्षास्त्रवित्‌ | हास्यप्रियो यशस्वी च तेजस्वी पुरनायक: (३६ अ० ७८ 
इलो ०) ॥६९॥ 
अथ कछश योग: । 
कलदा योग का ज्ञान 
तत्राम्बरस्थेपु वियर्ययेण योगो यदा तं कलझं वदन्ति । 
प्रभूतधान्याकरसंचयानां तमाहुरुदूभूतिकरं सताक्व ॥3०॥ 
यदि जन्म के समय में रम्न, सप्तम, दझ्मम में शुभग्रहों से हीन पापग्रह हो तो कलश 
योग होता है । इसमें अधिक धान्य के खजाने का संग्रही और सज्जनों को उद्भूति करने 
बाला जातक होता है ॥७०॥ 


२ अध्याय ६, यवनोक्त नाभास योग ७ 


अथ दोछायोगः। 
सफल दोला योग का ज्ञान 
चतुर्थपट्पंचतृतीयसंस्थेश्चतुर्मिरन्ये रित्रिचतुष्ट स्थेः । 
योगः स दोलोति सुखान्वितानामुत्पत्तिकृत्‌ स्थादटनोत्सुकानाम्‌ ॥७१॥ 
यदि कुण्डली में तीसरे, चौथे, पाँचबें, छटे स्थान में चार ग्रह व अन्य ग्रह अवशिष्ट 
तीन केन्द्रों में हों तो दोला योग होता है। इस में जातक घूंमने की उत्कण्ठा करने 
बाला और सुखो होता है ॥ ७१ ॥ 
अथ वेदीयोगः । 
सफल बेदी योग का ज्ञान 
सब्यासव्ये भवने विल्ग्नादस्ताच्च बर्यामधिकृत्य सर्बे। 
कुब॑न्ति वेदीं परिकिक्लराणां जम्मातुरप्रत्रजितादिकानाम्‌ ॥७२॥ 
यदि कुण्डली में छम्त व सप्तम भाव से वाम दक्षिण भावों में समस्त शुमग्रह हों 
तो बेदी योग होता है। इसमें जातक दूसरों का नौकर और आतुर संन्यासी 
होता है ॥७२॥ 
अथ श्रेद्योगः । 
सफल श्रेष्ठ योग का ज्ञान 
यामित्रषप्ठाष्टमगा यदि स्युः सौम्या विलग्नादितरेष्बनिष्टाः। 
श्रेध़्ाधियोगों. भबतीह राजा. बिमुक्तशस्त्रश्रमरोगदुःखः ॥७३॥ 
यदि कुण्डली में छटे, सातवें व आठवें भाव में छग्न से शुभग्रह हों और अन्य भावों 
में पापग्रह हों तो श्रेष्ठ योग होता है । इसमें जातक &ास्त्र, श्रम, रोग व दुःख से रहित 
होता है ॥३३॥ 
आश्रय योग फल कथन में विशेष 
योगा इमे आश्रयजा निरुक्ता ढ्लेन्दुभाभ्यां यबनेः पुराणेः। 
तेषु प्रसूताः खुखिनः स्वभाग्येंः समृद्धिभाजः पुरुषा भवस्ति ॥७७॥ 
प्राचीन यवनाचाय जीने इन आश्रय योगों का छम्त सेव चन्द्रमा से वर्णन 
किया है। इन योगों में जन्म लेने वाछा जातक सुखो और अपने माग्य से संपन्‍न 
होता है ॥७४॥ 
बृद्धयवनः-- 
अब आगे वृद्ध यवनोक्त नाभस योगों को कहते हैं । 


सफल वस्धयोग ज्ञान 
कलत्रलग्नोपगतैरच॒ सौस्‍्येः पापैनंमः सौख्यगतेश्च सर्वेंः। 
वज़्ञाख्ययोगोउ्त्र भवेन्मनुष्यो महीपतिः शब्रुकुछान्तकारी ॥७०॥ 


श्ष होरारत्न 


यदि कुण्डली में सप्तम व लम्त में समस्त शुभग्रह और दशम व चतुर्थ में सब 
पापग्रह हों तो बच्ध योत् होता है। इसमें जातक शत्रु कुछ का नाशक राजा होता 
है ॥७५॥ 
'फल के साथ विषोलिका योग का ज्ञान 
व्ययारिगें: सर्वखगैंडच सौम्येः परापैस्थथा धर्मत॒तीयसंस्थैः 
पिपीलि 





लिकासख्यः प्रभवेचच योगो जञातः श्रिणा सौख्यविद्दीनितश्च ॥36॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें व छटे भाव में सब शुभग्रह और नवें व तीसरे में सब 
पापग्रह हों तो पिपीलछिका योग होता है। इसमें जातक लक्ष्मी व धन से होन होता 
है ॥७६॥ 
फल के साथ गत योग ज्ञान 
व्ययारिगे: पापखगेश्च सर्वदुश्चिक्यधर्मानुगतेश्च «ये: । 
गर्ताभिधानः प्रभवेज्च योगो जातोउत्र निःस्वो परतककश्च ॥७»॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें व छटे भाव में सब पापग्रह और नवम व तृतीय में समस्त 
शुभग्रह हों तो गतं योग होता है। इसमें जातक निर्धन तथा दूसरे की चिन्ता करने 
बाला होता है ॥७७॥ 
फल के साथ नदी योग का ज्ञान 
छाभास्मजस्थे: सकलेश्च सौस्‍्येंः पापेस्तथा स॒त्युधनाश्रयस्थें: । 
नदीति योग: प्रबरः प्रदिष्टो जातोउत्र मत्यं: सुभगः क्षितीशः ॥34॥ 
यदि कुण्डलो में म्थारहवें व पाँचवें माव में समस्त शुभग्रह और दूसरे व अष्टम- 
भाव में सकल पापग्रह हों तो नदी योग होता है। इसमें जातक सुन्दर नक्षत्र में गमन 
करने वाल्ला राजा होता है ॥७८॥ 
फल के साथ नद योग का ज्ञान 
सुतायगें: पापखगैं: समस्तेः पष्ठाष्टमस्थेः शुभसंज्ितेश्व । 
योगों नदारूणः प्रभवेन्मनुष्यो जातो5त्र घीमान सुतसौख्ययुक्त: ॥७९॥ 
यदि कुण्डली में पद्म व छाम में समस्त पापग्रह और छटे आठवें भाव में 
समस्त शुभग्रह हों तो नद योग होता है। ६समें जातक बुद्धिमान और पुत्र सुख से 
युक्त होता है ॥७९॥ 
इति नाभसयोगाः: । 
अथापरे5पि योगा: सोमजातके - 
अब आगे सोमजातकोक्त अन्य योगों को बताते हैं । 
सिंहासन योग का ज्ञान 
एप: सिंहासनों योग: कन्यालो वृषके झपे । 
चापे नरे दे कुम्मे ग्रहइचेब परो मतः ॥८णा 


अध्याय ६; सोमजातकोक्त योग १९ 


यदि कुण्डली में कन्या, वृश्चिक, वृष, मोन, धनु, सिह और कुम्म राशि में समस्त 
ग्रह हों तो धिहासन योग होता है ॥८०॥॥ 
सिंहासन योग का फल 
दन्तीतुरज्ञ्युक्को. नौकावेष्टी गुणी कान्‍्तः। 
नपसचियो भवति ल॒पो योगे सिंदासने जात: ॥८१॥ 
यदि कुण्डली में सिहासन योग हो तो जातक हाथी घोड़ाओं से युक्त, नाव में बैठने 
वाला, गुणी, प्रिय, राजा का मन्‍्त्री या राजा होता है ॥८१॥ 
इति सिंहासनयोग । 
चतुश्चक्रयोग ज्ञान 
हरौ स्त्रियामडों बापि घटे मीने बृषे नरे। 
अरहेल्ग्ने च योगो5य॑ चतुश्चक्को विधोयते ॥८२॥ 
यदि कुण्डलो में सिह, कन्या, वृद्दचक में अथवा कुम्म मोन वृष राशि में समस्त 
ग्रह हों तो चतुश्चक्र योग होता है ॥८२॥ 
अतुश्चक्र योग का फल 
चक्रबतों महावीयः सर्वज्ञ: सबबंजीवनः। 
आज्ञामयो मद्दातेजों पराक्रमी नपरों भवेत्‌ ॥ <३॥ 
यदि कुण्डली में चतुदचक्र योग हो तो जातक बड़ा बली, सर्वज्ञ, सबों का जीवन, 
भाज्ञा का रूप, बड़ा तेजस्वी, पराक्रमी और चक्रवर्ती राजा होता है॥ ८३ ॥ 
इति चतुइचक्रयोगः । 
कनकद॒ण्डयोग का ज्ञान 
मीने मेपे वृषे चेब तुलायाश् स्थिते प्रद्दे। 
योग: कनकद॒ण्डारब्यो देवासुरसुदुलंभः ॥ ८४॥ 
यदि कुण्डली में मीन, मेष, वृष और तुला राष्ि में सब ग्रह हों तो कनक दण्डयोग 
होता है। यह योग देवता व राक्षसों को दुलंभ होता है ॥ ८४ ॥ 
इति कनकद॒ण्डयोग: । 
डमरुक योग का ज्ञान 
बरेषे चमिथुने चापे कोटे डमरुकों मतः। 
अपरो युवतीधिद्दे घटे मीने उद्ाह्मतः॥ <५॥ 
यदि कुण्डली में वृष मिथुन, घनु, वृश्चिक राश्ि में या कन्या सिंह कुम्भ मीन राशि 
में समस्त ग्रह हों तो डमरुक योग होता है ॥ ६५५ ॥ 
डरमदक योग का फल 
जाते डमरुके योगे विद्याविख्यातकीर्तिमान । 
परोपकारी दाता च नारोह्दयवल्छभः॥ <६॥ 


२० होरारत्न 


यदि कुण्डली में डमर्क योग हो ठो जातक विद्वान, श्रसिद्ध, कोतिमानु, परोपकारी, 
दानी ओर स्त्री के हृदय का प्रेमी होता है ॥ ८६ ॥ 
इति डमरुकयोग: । 
ध्वजोत्तम योग का ज्ञान 
मेषे वृषे झषे वापि स्थितः स्थाने ग्रहों यदि । 
दोलाछत्रप्रदो योगो राजयोगध्बजोत्तमः॥ <७॥ 
यदि कुण्डली में मेष, वृष, मीन में या अपनी राशि में ग्रह हों तो दोछा व छत्रप्रद 
ध्वजोत्तम नाम का राजयोग होता है ॥ ८७ ॥ 
ध्वज योग का फल 
यो जातो ध्वजयोगे स भवति नोचो5पि दोलया युक्त: । 
अन्यो भवति हि सचिवों तृपज्ों भवति नृपो न संदेहः ॥८८॥ 
यदि कुण्डली में ध्वज योग हो तो जातक नीच मी पाछकी से युक्त, मन्‍्त्री और 
राजवंश में जन्म होने पर नि:संदेह राजा होता है ॥ ८८ ॥ 
इति ध्वजयोगः । 
एकावलोी योग का ज्ञान 
एकेकप्रहयोगेन भवेदेकाबली. शुभा | 
छर्नं विना शुमैर्बापि समता कस्यचिन्मते॥ ८९ ॥ 
यदि कुण्डली में एक-एक ग्रह क्रमणार रूम्त व शुभग्रह को छोड़कर अन्य भाव 
से प्रारम्म हों तो एकावली योग होता है। किसी के मत में छग्न से व शुभ से भी 
योग का प्रारम्भ होता है ॥ ८६ ॥ 
एकावली योग का फल 
दाता भोक्ता प्रचुरयुवतोनां निधीनां निधान- 
मेकावल्यां भवति सचिवः सबंराज्य॑ प्रथिव्याम्‌ | 
मद दुख की में एकाबल्ली योग हो तो जातक दानी, भोगी, अधिक स्त्रियों का व 
कोष (स्वजाने) का स्वामी और भूमि में मन्‍्त्री होकर शासक होता है । 
इत्येकाबलीयो गः । 
राजहंस योग ज्ञान 
घटे मेषे नरे चापे तुछायां सिंहगे ग्रददे। 
राजहंसों भवेद्योगो राज्यस्थ ससुखप्रदः ॥९०॥ 
यदि कुण्डली में कुम्म, मेष, घनु, तुला, सिंह में ग्रह हों तो राजहंस योग होता 
है। यह योग सुखप्रद राज्य को देता है ॥ ९० ॥ 
इति राजहंसयोगः । 
सफल चतुः सागर योग का ज्ञान 
तुछामकरमेषेपु ककटे वा स्टथिते ग्रहे। 
चतुः सागरयोगो5यं राज्यदों घनदों मतः॥९१॥ 


अध्याय ६, घनिक योग र१ 


नेकवाणिम्यकुशल: शाख्ज्ः स्नानतत्परः । 
भूपतिरृपतुल्यो वा चतुः सागरयोगजः॥९२॥ 
यदि कुण्डलो में तुछा, मकर, मेष में या कक में ग्रह हों तो धन व राज्य को देने 
वाला चतुः सागर योग होता है ॥ ९१॥ 
यदि कुण्डली में चतुः सागर योग हो तो जातक एक व्यापार में अचतुर, शास्त्र 
का ज्ञाता, स्नान में आसक्त, राजा या राजा के समान होता है ॥ ९३॥ 
अष गृदुश्नपुल्छ योग ज्ञान 
सगे कीटे भवेत्पुच्छः: कन्‍्यालौ वृषभे झपे। 
शृदुध्रपुस्छो भवेद्योग: चतुःसागरतः झुभः ॥ ९३॥ 
इति गृद्भपुरुछयोगः । 
यदि कुण्डछो में मकर या कीट, कन्या या वृक्षिक या वृष या मीन में केतु हो तो 
गृद्भ्रपुल्छ योग होता है। यह चारो ओर समुद्र से वेष्टित भूमि में शुभफ़ल देने वाला 
होता है ॥ ९३ ॥ 
योग का ज्ञान 


चिन्हपुच्छ 
सगे कर्किणि सिंहे च चापे वा मिथुने घटे। 
योगानामुत्तमो योगो चिह्ृपुच्छो महाबरू:॥ ९४॥ 
इति चिहृपुच्छयोगः । 
यदि कुण्डली में मकर, कक॑, सिंह, धनु या मिथुन या कुम्भ राष्ति में केतु हो तो योगों 
में उत्तम चिह्नपुलछ नामक योग होता है इसमें जातक अधिक बली होता है॥ ९४॥ 
अथ बिश्ञेषयोगाः । तत्रादौ घधनिकयोगा:। 
आगे अब विश्येष योगों को कहने के तारतम्य में प्रथम धनिक योगों को 
कहते हैं। 
धनिक योग ज्ञान 

घनस्थाने सुरगुरुच्चबर्ती विशेषतः। 
स्वकीयभवने वा हि घनाढयों मनुजोत्तमः॥ १॥ 
घनसौख्यगतः सोम्यौ घनस्वामी च छाभगः। 
घनाढथो बिपुछो छोके द्रब्यगर्वितमानवः॥ २ ॥ 
घननाथे गते छामे छाभस्वामी घनस्थितः । 
तत्रेब शुभखेटाश्व गतास्ते घनघान्यदाः॥ ३॥ 
घनस्वामी घने भावे छग्ननाथों हि छाभगः। 
छाभस्वामी धनगतो द्र॒व्यात्यः कुछदीपकः॥ ४॥ 
यदि स्वोच्चगतः सौम्य: द्रव्यभावगतं तमः। 
छग्नाधीशो हि छग्नस्थो घनव।न्‌ मानगर्बितः॥५॥ 


श्र होरारल 


शुक्रजीबबुधाइचेब सवीर्या दृश्यमूतय:। 
छमग्ननाथों हि बलछ्च्रान्‌ जायते घनवान पुमान ॥ ६॥ 
बुधशुक्रों हि छग्नस्थो घनस्थाने गुरुस्थितः। 
धनवान मानबो लोके विविधस्वर्णराशिभाक्‌ ॥ ७॥ 
सौम्यभागंबजीवानां यद्येकोषपि च द्रब्यगः। 
छग्नाघीशों हि सबलो द्॒व्यनाथों भवेज्नरः॥<॥ 
व्ययलस्नधनस्थाने. जीवशुक्रबुधा ग्रह्माः। 
स्थिताश्व सबलाशचंब विविधस्वर्णराशिमाक्‌ ॥ ९॥ 
घनस्थानगता: सौम्या: सवीर्या दृश्यमूतंयः | 
छग्नछाभधनानां द्वि स्वामिनो यदि देमभाक्‌॥ १०॥ 
द्रब्यभाव॑ घनस्वामी द्रव्यमावं॑ च छाभपः। 
तनुस्वामी तनुं चेव पश्यन्ति धनभाग्‌भवेत्‌॥ ११॥ 
घननाथो यदा धर्म दशमे छग्नगे सुखे। 
बिऋरे सबल्ले सौम्येधनवान धनभाग्भवेत्‌॥ १२॥ 
सिंद्दे धनुषि च नीचें च मेपबृश्चिकककंटे । 
रबिणा सहितो भौमो नर कुर्याद्धनेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
छग्नस्थ दक्षिणे चन्द्रो बामे स्थादुष्णदीधितिः । 
शुभवृष्टो धनी जातस्तद्धनंघेनिनो.. जना:॥ १४॥ 
यत्र कुन्न स्थितों भौमों गुमुयुक्तो भवेद्यदि। 
तदा स्टयाद्विपुला छक्ष्मी: शुभदष्टी विशेषतः॥ १५॥ 
अन्द्रेण मज्ञछो युक्तो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य गेहूं तु छक्ष्मी नेब बिमुख्लति ॥ १६॥ 
कन्यकायां यदा राहुः झुक्रभौमशनेश्चरा:। 
तस्य जातम्य जायन्ते कुबेरादधिकं घनम्‌॥ १७॥ 
स्वक्षेत्रोच्चस्थिते राद्दौ केन्द्रढषिद्र त्रिकोणगे:। 
दाता शूरों घनादथश्र क्षपितारिधनान्बितः॥ १८॥ 
यदि जन्मपत्रो में दूसरे माव में विशेषकर उच्च राशि में वा अपनी राशि में गुरू 
हो तो जातक उत्तम धनी होता है॥ १॥ 
यदि जन्मपत्री में दूसरे या चौथे वुध या दूसरे व चौथे भाव में शुभग्रह हो तथा 
धनेश ग्यारहवें माव में हो तो जातक संसार में बड़ा धनी और धन से गर्बीला अर्थात्‌ 
अहरुशर करने वाला होता है ॥ २ ॥ 
यदि जन्मपत्री में धनेश छाभ में और लाभेश धन स्थान में हो और दोनों शुभग्रहों 
से युक्त हों तो जातक को घनधान्य देने वाले होते हैं । ३ ॥ 


अध्याय ६, धनिकयोग र्३े 


यदि जन्मपत्री में धनेश धन स्थान में, छम्नेश लाभ में और छामेश धन स्थान में 
हो तो जातक धन से युक्त कुलदीपक होता है ॥ ४॥ 

जन्मपत्री में उच्च राश्षि में बुध, दूसरे भाव में राहु और र्नाधीश रम्न में हो 
तो जातक घनी और सम्मान से गर्वीछा होता है ॥ ५॥॥ 

यदि जन्मपत्री में बली शुक्र गुरू व बुध हों एवं अस्त न हों और छम्नेश बलवान 
हो तो जातक धनवान होता है ॥ ६॥ 

यदि जन्मपत्री में बुध शुक्र छम्त में और दूसरे माव में गुरू हो तो जातक संसार 
में धनी और अनेक सुवर्ण समुह का भागी होता है ॥ ७ ॥ 

यदि जन्मपत्रो में बुध शुक्र गुरू में से एक भो घन स्थान में हो और लम्नेश बली 
हो तो जातक धन स्वामी होता है ॥ ८ ॥ 

यदि जन्मपन्रो में बारहवें, लग्त और धन स्थान में गुरू, शुक्र व बुध बलवान स्थित 
हों तो जातक अनेक सुबर्ण समूह का मागी होता है ॥ ९ ॥ 

यदि जन्मपत्री में बली शुभग्रह दूसरे माव में हो और छम्नेश छाभेश व धनेश 
अस्त न हों तो जातक घनवान्‌ होता है ॥ १० ॥ 

यदि जन्मपन्री में धनमाव, धनेश व छाभेश से और छूम्न रग्नेश से दृष्ट हो तो 
जातक धनिक होता है ॥ ११॥ 

यदि जन्मपत्री में धनेश नवम वा दशम वा छग्त वा चौथे भाव में ऋएर ग्रह से 
रहित हो और शुमग्रह बलो हों तो जातक धनी व धनमागी होता है ॥ १२ ॥ 

यदि जन्मपत्री में सिह या धनु या नीच राश्षि या मेष या वृक्षिक या कक में सूर्य 
से युक्त भौम हो तो जातक धनिक होता है ॥ १३ ॥ 

यदि जम्मपत्री में लग्त के दक्षिण भाग में चन्द्रमा और वाम भाग में सूयं हो और 
ये दोनों शुभ ग्रहसे दृष्ट हों तो जातक धनी व इसके धन से अन्य भी धनी 
होते हैं ॥ १४ ॥ 

यदि जन्मपत्री में जिस किसी भाव में मौम, गुरू से युक्त तथा शुभग्रह से हृष्ट हो 
तो जातक बड़ा धनिक होता है ॥ १५॥ 

यदि जन्मपन्नी में चन्द्रमा से युक्त मौम हो तो उस जातक के घर का लक्ष्मी त्याग 
नहीं करती हैं अर्थात्‌ घनिक सदा रहता है ॥ १६ ॥ 

यदि जन्मपत्री में कन्या राशि में राहु, शुक्र, भौम व शनि हों तो जातक कुबेर से 
भी अधिक धनो होता है ॥ १७॥ 

यदि जन्मपत्री में अपनी राश्नि में वा उच्च राशि में राहु केन्द्र वा अष्टम 
वा त्रिकोण में हो तो जातक दानो, बोर, धनाढघ, नष्ट शत्रु वाछा और धनिक 
होता है ॥ १८ ॥ 

इति घनिकयोंगाः। 


इस प्रकार सुख योगों का वर्णन समाप्त हुआ ॥ १-१८॥ 


र४ होरारल 


अथ सुखयोगाः: | 
अब आगे घनिक योगों को बताया जाठा है। 
खुल योग का ज्ञान 
चतुर्थे दशमे चेव पश्यतो द्वि परस्परम्‌। 
सौम्यौ द्वि सबछो खेटो मनुजः सुखसंयुतः ॥ १९॥ 
पाताछे हि गतः सौम्यः सबलूः सौम्यदृग्युतः। 
छमग्नभावगते सौम्ये मनुजः सुखभागभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
सौल्यस्वामी सौल्यभावे छग्नपेन विछोकिते। 
सुखी भवति छोकेषु पुमान्‌ पण्डितपूजितः ॥ २१॥ 
छग्नसोख्याधिपाबुच्चे . कमंगेन बविछोकितौ। 
छाभगौ यदि धमंस्थौप्राप्नोति मनुजः सुखम्‌॥ २२॥ 
बुधशुक्रयुतं सौख्यं छमग्न॑ गुरुयुतं तथा। 
अतुर्ल॑ मनुजो छोके सौरूयं च छभते सदा ॥ २३॥ 
अन्द्रसौम्यगुरुभागं बेयुंत॑ सौख्यभं दि मनुजो दिवानिशम्‌। 
अब्ययं गुणविवर्जित पर प्राप्त बे सुखसमूहमध्यग:॥२४॥ 
द्रव्यापत्यकलत्राणां न सुखं नित्यतां गतम्‌। 
सुखमेव पर॑ ब्रह्म अक्षरं गुणवर्जितम्‌॥ २५॥ 
पाताछगौ चन्द्रबुधो ध्मगो जोवभागंवो। 
सुखमेव छभन्‍्ते च योगे वे मनुजोत्तमाः ॥ २६॥ 
खुखभाव॑ घर्मनाथः कर्मनाथों हि घम्रभम्‌। 
छग्ननाथो यदा सौख्य॑ पश्यते ते झुभं गताः ॥ २७॥ 
बुधभागंबजीवानामेकोईपि._ सुखगो ग्रहः। 
छग्ले बा सुखगो वापि यदि सौम्यः सुखी नरः॥ २८॥ 
छग्ननाथो यदा सौख्यं कार्यनाथो विशेषतः । 
पश्यतौ तो युतौ बापि सुखी भवति मानवः ॥ २९॥ 
चन्द्राध्यासितराश्लेनाथों छग्नाधिपो5पि वा यस्य । 
केन्द्रे सुरपतिमन्त्री बयसो मध्ये सुख तस्य॥ ३०॥ 
सौख्यघर्मसुतकमंगा: झुभा: सौख्यभावमपि लम्नपो यदा। 
ईक्षते सकछसौख्यभागिनो जायते त्रिगुणबर्जितों नरः॥३१॥ 
इति सुखयोगाः: । 
यदि जन्मपत्री में बी शुभग्रह चतुर्थ व दक्षम में पारस्परिक दृष्ट हों तो जातक 
सुख से युक्त होता है ॥ १९ ॥ 


अध्याय ६, सुखयोग ५ 


यदि जन्मपत्री में चतुथ में बलो शुभग्र ह, शुभग्रह से हृष्ट हो और रमन में शुभग्रह 
हो तो जातक सुख मोगी होता है ॥ २० ॥ 

यदि जन्मपत्रो में चतुर्थेश चतुर्थ में छम्नेश से दृष्ट हो शो जातक संसार में विद्वानों 
से पूजित और सुखी होता है ॥ २१॥ 

यदि जम्मपत्री में लग्नेश व चतुर्थेश उच्च राशि में छामर में या नवम भाव में 
दश्शमेश से दृष्ट हों तो जातक सुखी होता है ॥ २२॥। 

यदि जन्मपत्री में बुध शुक्र चतुथ में और ग्रुरू रम्न में हो तो जातक अपार सुख 
प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 

यदि जन्मपात्रो में चन्द्रमा, बुध, ग्रुरू और शुक्र एकत्रित होकर सुख माव में हों 
तो जातक दिन रात व्यय से होन, अधिक सुख प्राप्त करके गुणों से रहित, धन-पुत्र 
व स्त्री के सुख से वजित और नहीं नष्ट होने वाला सुख ही परम ईश्वर है ऐसा 
मानने वाला होता है ॥ २४-२५ ॥ 

यदि जन्मपत्री में चौथे माव में चन्द्रमा व बुध तथा नवम भाव में ग्रुरू व शुक्र 
हों तो जातक उत्तम सुखी होता है ॥ २६॥ 

यदि जन्मपत्री में चौथे भाव में नवमेश हो व दशमेश नवम में हो और चौथा माव 
रम्नेश से दृष्ट हो तो जातक सुखो होता है ॥ २७ ॥ 

यदि जन्मपत्री में बुध, शुक्र गुरु में से एक मी चौथे माव में वा लम्त में हों तो 
जातक सुखी होता है॥ २८ ॥ 

यदि जन्मपत्री में छग्तेश और विशेष कर दश्मेश चतुर्थ माव को देखते हों वा 
दोनों युक्त हों तो जातक सुखी होता है ॥ २९ ॥ 

यदि जस्मपत्री में चन्द्राशीश वा रूम्नेश केन्द्र में हो और गुरू भी केन्द्र में हो तो 
जातक मध्य अवस्था में सुखी होता है ॥ ३० ॥ 

यदि जस्मपत्री में चतुर्थ, नवम, पञ्चम और दक्मम में शुभ ग्रह हों और लम्नेश 
भी चतुर्थ को देखता हो तो जातक तीन गुणों से हीन समस्त सुख भागी होता है ॥३१॥ 

इस प्रकार सुल्॒ योगों का वर्णन समाप्त हुआ ॥ १९-३१॥ 

अथ दारिद्रयोगा:। 

छग्नाघीशो व्ययस्थो बे सकरो बा विशेषतः। 

निबंला5स्तज्ञता: सौम्या निद्रव्यो जायते नरः॥ ३२॥ 

सकलकेन्द्रगता: खछखेचरा रिपुपराक्रमछाभगताः शुभाः । 

सकलबीयंपराक्रमवर्जिता: सखल्यो्मनुजो खलु निर्घनः॥ ३३॥ 

छग्नाधिनाथो5थ सुखाधिनाथ: कर्मा घिनायो5थ घनाधिपश्च । 

व्यये रिपौ कालमदे गृद्दे च गता विवीर्या: खलु नि्धनो जन:॥ ३४॥ 


२६ होराख्ल 


मद्पातियंदि शत्रुगतो नरः सकलसौख्यविनाशनसंयुतः। 
तनुपतियंदि सूयंसमायुतस्तनयगोउइथ खलग्रहसंयुतः ॥ ३५॥ 
छमग्नाधिपे सृत्युगते विश्ेषममस्तंगतो कर्मपतिश्च पष्ठ:। 
धनाधिपो द्वादशभावसंस्थ: स एब जातो घनवर्जितश्च ॥ ३६॥ 
तलुपतिमंद्पहच रिपुस्थित: सुतगताइच खला सबला: खलु । 
गुरुश्गू यदि चास्तमुपागती जगति सौख्यविवर्जितमानवः॥ ३७॥ 
धनाधिपो सृत्युगतो5त्र संस्थः ऋएरम्रहेणाथ विछोकितशच | 
छग्नाधिपः षष्ठगतो बिबीये: जात: प्रथिव्यां खछु निर्धनश्व ॥ ३८॥ 
छमग्नस्वामी हीनवीर्यों. द्रव्यनाथो5स्‍्तगों यदा। 
केन्द्रगाः सबछा: करा: दरिद्रों मानवों भवेत्‌॥ ३९॥ 
सक्र॑ धनभं चेव कऋरेणेव निरीक्षितम्‌। 
घनपो रबिसंयुक्तो . दरिद्रोपहतो. नरः॥ ४०॥ 
सक्ररो धनपश्चेब धनभ॑ सौम्यसंयुतम । 
घनस्वामी चास्तगतो मानवो द्रव्यवर्जित:॥ ४१॥ 
घनाधिपो यदा पष्ठे सृत्यभेडप्यथबा व्यये। 
सक््र॑धनभं चेव निधनो खछु मानवः॥४२॥ 
चतुष्टयं शुभरहित॑ सक्र्रं_कुजवर्जितम्‌। 
दशम भवति तदा नरो दरिद्रेणेब पीडितः॥ ४३ ॥ 
छाभपष्तविगताः खलु सौम्था: द्रव्यनाथखचरो5स्तगतश्चेत्‌ । 
अस्तगौ गुरुसितो तु छग्नपो द्वादझश्े यदि नरो हि निर्धनः॥ ४४ ॥ 
डमग्नाधीशो द्रब्यनाथश्च पष्ठे कर्माघोशः संयुतः पापखेटे: । 
सक्लूर॑ बे द्रव्यभं ऋरदष्ट दारिद्रों बे मानवो योगदृष्टे ॥४५॥ 
घनभं॑ ऋरसंयुक्त ऋरदष्ट तथा पुनः। 
घनस्वामी ठृतोये बे दरिद्रों नाम जायते॥ ४६॥ 
पापइचतुर्षु केन्द्रेप्‌ तथा पापों धने स्थितः। 
दारिद्रयोग॑ जानीयात्स्ववंशस्थ॒ क्षयदुर:॥ ४७॥ 
रबिणा सहितो मन्दः झुक्रेण च युतो भवेत्‌। 
तदा दारिद्रयोगोउयं सद्रव्यमपि शोषयेत्‌ ॥ ४८॥ 
सिंद्दे मेषे यदा भानुः सितमन्दयुतो भवेत्‌। 
गुरुसौम्यशुभालोकी स घनी भवति धुवम्‌॥ ४९॥ 
यदि जन्मपत्री में लग्तेश बारहवें स्थान में विज्येप कर क्रूर ग्रह से युक्त व निबंछ 
हो और शुमग्रह अस्त हों तो जातक धन होन अर्थात्‌ निर्धन होता है ॥ ३२॥ 


अध्याय ६, निधंनयोग २७ 


तस्य भज्ञोउयम्‌ । 

यदि जन्मपन्री में समस्त केन्द्रों में पापग्रह और समस्त बल से हीन शुभग्रह 
छटे, तीसरे म्यारहवें भाव में पाप युक्त हों तो जातक धन हीन अर्थात्‌ निधन 
होता है ॥ ३३ ॥ 

यदि जन्मपत्री में छम्नेश, चतुर्थेश, दशमेश व धनेश, बारहवें, छटे, आठवें और 
सातवें भाव में निबंली हों तो जातक निर्धन होता है ॥ ३४ ॥ 

यदि जन्मपन्री में सप्तमेश छटे भाव में तथा हूम्नेश सूयं से युक्त हो और पाप ग्रह 
छू्न में हो तो जातक समस्त सुख से हीन अर्थात्‌ निधन होता है ॥ ३५ ॥ 

यदि जन्मपत्री में छम्नेश अष्टम में बह दश्मेश विशेष कर अस्त होकर 
छटे भाव में और धनेद्य बारहवें भाव में हो तो जातक नि्ंन होता है ॥३६॥ 

यदि जन्मपत्री में छम्नेश व सप्तमेश छटे भाव में एवं पाँचवें भाव में 
बली पापग्रह हो और ग्रुरू व शुक्र अस्त हों तो जातक सुख से हीन अर्थात्‌ निर्धन 
होता है ॥३७॥ 

यदि जन्मपत्री में धनेश आठवें भाव में ऋएरग्रह से दृष्ट हो तथा निन्नंछ रूग्तेश 
हो तो जातक निर्धन होता है ॥३८॥ 

यदि जन्मपत्री में निबंछ लम्नेश हो और धनेश सप्तम में तथा केन्द्र में बली 
पापग्रह हों तो जातक दरिद्वी होता है ॥३९॥ 

यदि जन्मपत्री में धनभाव में पापग्रह, पापग्रह से हो दृष्ट हो और धनेश सूर्य 
से युक्त हो तो जातक दरिद्री ( निर्षन ) होता है ॥४०॥ 

यदि जन्मपत्री में धनेश ऋरग्रह से युक्त हो और द्वितीय भाव शुम ग्रहसे 
युक्त तथा धनेश सप्तम में हो तो जातक धन से हीन होता है ॥४१॥ 

यदि जन्मपन्री में धनेश छटे माव में वा आठवें वा बारहवें भाव में हो तथा 
द्वितीय भाव में ऋरग्रह हों तो जातक निधन होता है ॥४२॥ 

यदि जम्मपत्री में केन्द्र में शुभग्नहों का अमाव हो तथा दशम भाव में 
भौमवर्जित पापग्रह हो तो जातक दरिद्रता से पीडित अर्थात्‌ निधन होता है ॥४३॥ 

यदि जन्मपत्री में ग्यारहयें, छटे माव में शुभग्रहहों और धनेश सप्तम में 


| तथा गुरु शुक्र भी अस्त हों व छग्नेश बारहवें भाव में हो तो जातक निर्षन होता 
कडेडा 


यदि जस्मपत्री में रू्नेश व धनेश छटे माव में व दष्मेश पापग्रह से 
युक्त हो और दूसरे भाव में पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक निर्धन होता है ॥४२॥ 


यदि जन्मपत्री में द्वितीय भाव, क्रूरग्रह से युक्त व दष्ट हो और धनेश तीसरे 
भाव में हो तो जातक दरिद्री होता है ॥४६॥ 


यदि जन्मपत्री में थापग्रह चारों केन्द्रों में व धन स्थान में हों तो जात 
बंद को नष्ट करने वाला निधन होता है ॥४७॥ 


र्८प होरारल 
यदि जन्मपत्री में सूर्य शुक्र क्षनि एक राश्षि में हों तो जातक दरिद्री होता 
है तथा पूर्व घन का भी शोषण करता है ॥४८ा॥ 
अब इस अन्तिम वाले योग का परिहार बताते हैं। यदि जन्मपत्री में घिह या 
मेष राशि में सूयं, शुक्र, द्ानि को युति गुरु व बुध से दृष्ट हो तो जातक निदचय हो 
घनी होता है ॥४९॥ 
इस प्रकार दरिद्रयोगों का वर्णन समाप्त हुआ ॥३२-४९॥ 
अथ रोगोत्पत्तियोगाः। 
अब आगे रोग कारक विविध योगों को बतलाते हैं । 
रोग कारक योग का ज्ञान 
तनुभ॑ चन्द्रसंयुक्त चन्द्रोडषपि क्षीणतां गतः। 
रोगातुरो नरश्चेच कथितो गणकोत्तमेः॥ ५०॥ 
छग्नाधिपो सृत्युभावे स॒त्युपो यदि छग्नगः। 
छग्नभ॑ क्रूरसंयुक्त क्ररहृष्ट स रोगिण:॥ ५१॥ 
छग्ननाथो रिपुगतो छूम्नभं चन्द्रसंयुतम्‌ । 
कऋरप्रहेण संदर्ण नरों रोगी विश्ेषतः॥ ५२॥ 
लूग्नाधीशे ह्ाष्टमस्थे ऋराश्चेब तु पब्चमे। 
छप्ननाथः ऋ्रयुतों रोगबान्‌ पुरुष: किछ॥५३॥ 
अस्तज्ञता गुरुसताौ छम्ननाथों विशेषतः। 
षष्ठाष्टमे यदा चन्द्रो रोगाढथः पुरुष: सदा॥ ५४॥ 
दिनपतियंदि छग्नमुपागतः शशघरः किल पष्ठगतस्तदा। 
तनुपतियंदि पद्ममभावगः खल्युतो बहुरोगनिपीडितः | ५५॥ 
अरिपतिस्तनुपो5थ परस्पर॑ सकल्दृष्टिभिरेव बिछोकितः | 
बहुविधां भते रिपुज! व्यथां विविधरोगनिषीडितसबंदा॥ ५६॥ 
तनुगताः शशिभास्करपंगवों बिविधरोगकराश्र भवन्ति हि। 
प्रबलबातविशोषशिरोब्यथां खबु तदा छभते भुवि मानवः॥५७॥ 
बातरोगी बविडग्नस्थे गुरो झूनगते शनो। 
सोन्‍्भादो छम्नगे जोबे झूनस्थे भूसुते भवेत्‌ ॥५८॥ 
अन्योन्यक्षेत्रगा स्थातामथबा तत्र चन्द्रगो। 
अन्द्राकों चेत्तवा जातः क्षयरोगी भवेन्नरः ॥ ५९ ॥ 
पापयोम॑ध्यगे चन्द्रे रवौ मकरराशिगे। 
इबासगुल्मक्षयप्लीद्देराधिव्याधिप्रपी डितः ॥ ६० ॥ 
वित्त चन्द्र: स्निग्यटशा शनिभे छाभकृदूभवेत्‌ । 
भूमिभावे यदि शनिस्तदा दद्गूः प्रजायते॥६१॥ 


अध्याय ६, रोगोत्पत्ति योग २९ 


घष्ठाधिपो गुरु: झुक: ऋरम्रहनिरीक्षितः । 
छम्नसंस्थो मुखे शोफ॑ प्रकरोति न संशय: ॥ ६२॥ 
करयुक्ते क्रदृष्टे चन्द्रे खजूं: प्रजायते। 
द्वादशस्थों यदा जीबों शुप्तरोगी तदा भवेत्‌ ॥६३१॥ 
शनिभौमौ रिष्फसंस्थो षष्ठस्थों वा तदा त्रणी । 
जन्मकाछे यदा यस्य स्मरे भवति भास्करः॥ ६४ ॥ 
राहुदृष्टः प्रकुरुते मूत्रकच्छादिक॑ रुजमू । 
व्ययबिलग्नधनेषु गता: खलछा गुरुनिशाकरभागंवनन्दनाः | 
रिपुमदाष्टप्रह्देप्‌ गतास्तदा विविधरोगयुतो मनुजों भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
तमुपतियंदि नीचपदालनुगों रिपुसुताष्टमगो5थ निशाकरः । 
विकलतां तजुतां छभते जनो यदि कुजेन विछोकितवाक्पतिः | ६६॥ 
जननलग्नपतिः शशिसंयुतों रिपुपतियंदि छाभगतो बली। 
तनुगतो5एमभावपतिनंरो बिकलतां छभते तु बिकारजाम्‌॥ ६७॥ 
अष्टमे च यदा सौरिजंन्मस्थाने च चन्द्रमाः। 
मन्दाग्ल्युदररोगी _च॒ गात्रहीनश्च जायते ॥ ६८॥ 
भागवेण युतश्चन्द्रो यदि पष्ठाष्टमें भवेत्‌। 
ऋरदष्टस्तदा बालो. मन्‍्दास्नि्हनिगात्रकः ॥ ६९ ॥ 
यदि कुण्डली में छ्न चन्द्रमा से युक्त हो और चन्द्रमा मी क्षीणकाय हो तो जातक 
रोग से पीडित होता है, ऐसा उत्तमज्योतिषी कहते हैं ॥| ५० ॥ 
यदि कुण्डली में छग्नेश अष्टम में और अष्टमेश लग्न में हो व रूम्न में पापग्रह, 
पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक रोगी होता है ॥ ५१ ॥ 
यदि कुण्डली में छूम्नेश छटे भाव में और छम्नस्थ चन्द्रमा पापग्रह से दृष्ट हो तो 
जातक विशेष रोगो होता है ॥ ५२ ॥ 
यदि कुण्डली में लग्तेश अष्टममाव में और क्रूरग्रह पच्चम माव में एवं छम्नेश क्रूर- 
ग्रह के साथ हो तो जातक रोगी होता है ॥ ५३ ॥ 
यदि कुण्डलो में गुरू व शुक्र अस्त हों और विशेष कर छग्नेश अस्त हो एवं छठे 
या आठवें माव में चन्द्रमा हो तो जातक रोगी है ॥ ५४ ॥ 
यदि कुण्डली में सूर्य लग्न में व चन्द्रमा छटे भाव में, रूम्तेश पत्चम में पापग्रह से 
युक्त हो तो जातक अधिक रोग से पीडित होता है ॥ ५५ ॥ 
यदि कुण्डली में पष्ठेश व लम्नेदा आपस में पूर्ण दृष्टि सम्बन्ध रखते हों तो जःतक 
क्षत्रु जनित व्यथा से युक्त और अनेक रोगों का रोगो होता है ॥ ५६॥ 
यदि कुण्डली में लूम्न में चन्द्रमा, सूययं व राहु हों तो जातक अनेक प्रकार वायु, 
शूला, मस्तक पीड़ा आदि का रोगी होता है ॥ ५७॥ 


३० होरारत्न 


यदि कुण्डली में छम्न में गुरू और सप्तम में शनि हो तो जातक वायु का रोगी 
होता है । 
यदि लग्न में गुरु और सप्तम में भोम हों तो जातक पागल होता है ॥ ४८ ॥ 
यदि कुण्डली में सूं, चन्द्रमा को राशि में व चन्द्रमा, सूर्य की राशि में अथवा 
अन्द्रमा की राष्षि में सूर्य चन्द्रमा हों तो जातक टो० बी० का रोगी होता है ॥ ५९ ॥ 
यदि कुण्डलो में दो पापग्रहों के बीच में चन्द्रमा हो और मकर राष्षि में सूये 
हो तो जातक इवास, कब्ज व हृदय के वायीं ओर मांस पिण्ड विश्येप का रोगी 
होता है ॥ ६० ॥ 
यदि कुण्डली में शनि की राशि में द्वितीय माव में शुद्ध चन्द्रमा हो और चतुर्थ 
भाव में शनि हो तो जातक दाद का रोगी होता है ॥ ६१ ॥ 
यदि कुण्डली में षष्ठेश गुरुहों और छम्नस्थ शुक्र पापग्रह से दृष्ट हो तों जातक 
मुखर में सूजन का रोगी होता है, इस में संदेह नहीं है !। ६२ ॥ 
यदि कुण्डली में चन्द्रमा पापग्रह से दृष्ट व युक्त हो तो जातक खुजली का रोगी 
होता है । यदि गुरू बारहवें भाव में हो तो जातक गुप्त रोगी होता है ॥ ६३ ॥ 
यदि कुण्डली में शनि व भौम बा रहवें माव में या छटे भाव में हो तो फोड़ा फुन्सी 
का रोगी होता है। यदि कुण्डली में सप्तम भाव में शनि, राहु से दृष्ट हो तो जातक मूत्र 
कृच्छू का रोगी होता है ॥६४॥ 
यदि कुण्डली में बारहवें, लम्न धन में पापग्रह और गुरू, चन्द्रमा, शुक्र छटे, 
सातवें, आठवें माव में हों तो जातक अनेक प्रकार का रोगी होता है ॥६५॥ 
यदि कुण्डलो में छम्नेश नौच राशि में हो व पाँचवें या छटे या आठवें माव में 
अन्‍्द्रमा हो और गुरू मौम से दृष्ट हो तो जातक रोगों से विकल होता है ॥६६॥ 
यदि कुण्डली में छूम्नेश चन्द्रमा से युक्त हो व बली पष्ठेश ग्यारहवें भाव में और 
अष्टमेश लग्न में हो तो जातक का शरोर रोग से विक्ृत होता है ॥६७॥ 
यदि कुण्डली में छम्न में चन्द्रमा व अष्टम में शनि हो तो जातक मन्‍्दाग्नि व पेट 
जन्य रोग से हीन शारीरधारी होता है ६५॥ 
यदि कुण्डली में शुक्र से युक्त व पापग्रह से दृष्ट चन्द्रमा छटे या आठवें भाव में हो 
तो जातक मन्दाग्नि व हीन देहघधारी होता है ॥६९॥ 
अथाण्डबृद्धि योगाः -- 
अष्टगः खलखगस्तु सबीर्यों छग्नगइच पुरुषस्थ विशेषम्‌। 
अण्डबृद्धिबहुला बहुमूत्राज्जायते बहुबिधा खलु पीडा ॥७०॥ 
सारे. सिते5प्रमगतेडनिछजातमण्डः 
कौप्य कुजान्बितसिते क्षितिभागमण्डः। 
ओऔमक्षंगो बुघसितो शनिजीवदृष्टि- 
हीनौ यदा रुघिरकोपजमण्डमुक्तम्‌ ॥ ७१॥ 


अध्याय ६, विज्लेष योग इ्१्‌ 


छग्नगः खलखगस्तु छग्नपः ऋरखेटसहितो निरीक्षितः। 
सृत्युगौ गुरुसितो तथास्तगाविन्दुपापसद्वितो व्ययेडइमरी ॥ ७२ ॥ 
सदनपस्तनुपइच यदाष्ट्मे मदगताइच कुजाहिशनेइचराः। 
उदयगो5ष्टरमभावपतिस्तदा_ शशघरो खलखेटनिरीक्षितः ।७३॥ 
योगादि दुष्टे छभते हि रोगानर्शों प्रमेहं च भगन्दरक्। 
वाल्मीकिशोफ॑ किल दद्व॒रोगं पाण्डोड्च भाव॑ खलु गुह्यपोडाम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
पद्नमेशः स्थितः पष्ठे निबंछो वोयंबर्जितः। 
क्र्राश्व पद्चलमाश्चेब गुल्मदाइच प्रपोडनम्‌ ॥ ७५॥ 
खुतगतो यदि दुष्टगतिग्र हः सुखपतिः खछखेटयुतो रिपो। 
तनुपतिर्भवने क्रिछ बेरिणो ब्युदररोगविशेषनिपोडितः ॥ ७६॥ 
बक्रगो निजगदे तनुनाथों लग्नगों रिपुपतिस्तनुराशौं। 
उच्चगो5कंतनयों यदि पश्वेत्तौ खगावुद्ररुक्‌ त्विह साध्यः ॥ ७७॥ 
पछ्ठराशौं यद्ा क्रूरः पष्ठतः ऋरसंयुतः । 
सप्तम चोदरब्याधिं भवेद्‌भावानुस।रतः || ७८ ॥ 
मेदिनोपुत्रमन्देज्यइचतुर्थे यदि संस्थिता:। 
हृदरोगस्य विकारेण त्रणों भवति देहिनाम्‌॥ ७९ ॥ 
दृष्टे ऋूरखगें: शुभेन च विधो पप्ेश्वरे प्लोहकृत्‌ 
पष्ठे जवाब आखकतों स्थात्‌ प्छीहरोगों पुमान्‌। 
चेज्जन्मान्हिविनष्टदग्धगश ने: सूर्तो प्छोहऋत्‌- 
छग्नस्वामिनि चोग्रपोडितशनौ प्डोद्दाशंसाज्ञ स्थिते॥ ८०॥ 
सुखगताश्च कुजाहिशनैश्चरारथ गताः सुतभावगवास्तथा। 
हृदि विदग्घमर्ू किछ छलोहजमुद्रदाहम बोदरशोफकम्‌ ॥ ८१॥ 
पुत्रस्था:. शनिराहुभौमरवयों. छम्नाधिनाथो रिपौ 
चन्द्रः क्षीणतनुः किल्ाष्टमगतः शत्रोग्र हेइबा स्थितः। 
ज्ीबो दुष्टयुतों भवेच्च बहुल शोफ॑ तदाडम्बरं 
इबासः पाण्डुमिवापशुछकबर्ल हिक्कादि जाल्न्धरम्‌ ॥ ८२॥ 
द्वाइशभावगता रविराहुशनेश्चराइ्च बल्मीकम्‌। 
पादक्ृष्णं सम्रपुटं॑ पादे घात॑ सशस्त्रजम्‌॥ ८३॥ 
यो भाव: स्मरगाः खल्ास्तु विगता नाथाइच तेषां स्थिताः 
मुर्तीं बा रिपुभावगो श्रग्ुसुतो नोचो5बवास्तक्ञतः। 
चन्द्रः क्षीणतनुम्तथा खल्युतो दृष्टत्तदा नीचगो 
ते भावषाः प्रभवन्ति यान्ति बहुल नाश ब्ययं रोगताम्‌॥ <४॥ 
इति रोगोत्पत्तियोगाः । 





डर होरारत्त 


अथाक्लविकारयोगा: । 
शनिभोमौ बुधश्चेब गुरुणा सह जायते। 
झुक्को - यदि चतुर्थस्थो हस्ते पादेस्त्विद्ापद:॥ <५॥ 
ज्ीबतस्य च पुण्याख्यं सदूमनइच पतियेदा। 
पापाच्चतुष्टयस्थो च जड्ूघाबैंकल्यगो मतौ॥ <६॥ 
पूर्णिमाचन्द्रम॑ दृष्ट चन्द्रो मेलनमेति चेत्‌। 
जक्घारति: षष्ठगो भोमे स्वदृदास्थे_ तथेव च॥<७॥ 
बक्रखेटगूहे चेब॑ विधो छग्ने5स्प्रहीनत: । 
बक्रभे छग्नपे रिप्फे जबूघाविष्न॑ खलेक्षिते ॥ ८८ ॥ 
रात्रि जन्मनि पष्ठे च मन्‍्दे रुक्षत्व चापदः। 
मन्‍्दः कुजस्त्वगुयुतों .रिपुभावगो5्को 
जडूघाविकल्पमथ पष्ठशनौ. व्यये5थ । 
उप्रे क्षितेगेमितजदूघ इद्दाकेचन्द्र- 
मन्‍्दाः पडष्टसु करे चरणे त्विद्यापत्‌॥ ८९ | 
अथान्नच्छेदयोग:ः-- 
अन्द्रभौभो यदा रूप्ने बाज़छेदः प्रकीर्तितः। 
छमग्नगेन्दी कलत्रस्थे भौमे5ब्नच्छेद ईरितः ॥९०॥ 
यदि कुण्डली में बल्ली पापग्रह अष्टम में हो और रूम्न में मी पापग्रह हो तों जातक 
के अधिक पेशाब करने से अण्डकोश की अधिक वृद्धि व नाना प्रकार की पीड़ा होती 
वाछणा 
के यदि कुण्डली में अष्टम भाव में मौम व शनि हों तो वायु जन्य विकार से, भौम 
शुक्र अष्टम भाव में हों तो भूमि जन्य से और भौस की राश्षि में बुध शुक्र होंव 
दानि गुरु से अदृष्ट हों तो रक्त जनित विकार से जातक के अण्डकोश की वृद्धि होती 
है ॥७१॥ 
यदि कुण्डली में लग्न में पाप ग्रह व छग्नेश पापग्रह से दृष्ट या युक्त हो एवं अष्टम 
भाव में गुरु व शुक्र हों तथा अस्त हों और बारहवें माव में चन्द्रमा पापग्रह से युक्त हो 
तो जातक मिर्गी रोग का रोगी होता है ॥७२॥ 
यदि कुण्डली में सपमेश व लम्नेश अष्टम माव और सप्तम में भौम, राहु, शनि 
हों एवं छम्त में अष्टमेश व चन्द्रमा पापग्रह से दृष्ट हो तो दुष्ट योग होता है। इसमें 
जातक बवासोर, प्रमेह, मगन्दर, सूजन, खूला, दाद, पाण्डु ( पीलिया ) रोग और 
गुप्ताज्ञ में पीड़ा प्राप्त करता है ॥७३-७४॥ 
यदि कुण्डली में पञ्चमेश छटें में निबंल स्थित हो व पञ्चम में पापम्रह हों तो 
जातक गुल्म ( हृदय ) रोग का रोगी होता है ॥७५॥ 


अध्याय ६, बलो व निबंलादियोग 3१ 


पप्तम॑ शनिचन्द्राभ्यां दष्टं युक्त विशेषतः । 
कामातुरो नरो ज्ञेयः परख्रीनिरतः सदा ॥ २॥ 
सप्तमेशः स्थितों छामे सप्तमे बुघसंयुते। 
कामातुरो नरो नित्य॑ परस्त्रीनिरतः सदा ॥ ३॥ 
चन्द्रचन्द्रजशुक्रार्कियुतं दृष्टं तु सप्तमम्‌। 
नरः कामाधिकश्चेव परख्रीरुचिलम्पटः ॥ 9४ ॥ 
रविजीवकुजेयुक्त॑ दृष्ठे तु मदन यदा। 
नरः कामाविकश्चैब परस्रीविमुखः सदा ॥ ५॥ 
जीवद्ृष्टन्तु मदन कुजदृष्टन्तु छग्नभम्‌। 
कामाधिको नरश्चेब परख्रीपु पराहृमुखः॥ ६॥ 
सप्रमेशों यदा तुज्षे स्वांशे बा सबलो यदा। 
ऋग्रद्ितं च्यूनं मानुषो नहि छम्पटः॥७॥ 
गुरुरंगने तथा शुक्र: समसप्तमगों बुधः। 
चन्द्रश्वेकादशे चेब समर्थ: पुरुषो भवेत्‌ ॥ <॥ 
सदनाधिपतिर्नीचे युतों नीचग्रहेण च। 
सप्तमं क्रसंयुक्त क्ररहष्ट च छम्पटः॥ ९॥ 
सप्रमे चरभं चेव चरांशे चन्द्रमा भवेत्‌। 
चरराशो सप्तमेशे मानबोःत्यन्तचब्वछः ॥ १०॥ 
सप्तमे चरभं॑ चैव मानवइचब़लः स्घृता। 
स्थिरमे साधुतां याति द्विस्वभावे चमिश्रकम्‌॥ ११॥ 
मदनपस्तनुगो5थ विलग्नपो मदनगः शशिना च विलोकितः । 
अवति चात्र जनः खल्ु चम्बछो बहुविधासुरतो बनितासु च ॥१२॥ 
बहुऋरस्थिताइचेव॒ सप्तमे सौख्यवर्जिताः। 
सप्राधीशो निबंलो द्वि निवीयों जायते नरः॥ १३॥ 
छगनाधीशो ददीनबछ: सप्तमंशस्तयैव च। 
ओआने ऋरम्रहइचब निर्वी्यों मनुज़ः स्घृत:॥ १०॥ 
सप्तमे तु यदा चन्द्रो नष्ठतेजश्च निर्बछः। 
ऋराक्रान्तों विशेषेण स्वक्षेत्रे बाहि निबंछः॥ १५॥ 
जन्मपत्री में सप्तम भावस्थ ग्रह से बल का ज्ञात करना चाहिए। यदि सप्तम भाव 
में शुभग्रह हों या शुभ दृष्ट या शुभ राश्षि से युक्त सप्तम भाव हो तो जातक बलवानु 
होता है ॥ १॥ 
यदि जन्मपत्री में सत्म भाव शनि व चन्द्रमा से दृष्ट या युक्त हो तो नातक बड़ा 
कामी भौर दूसरे की स्त्री में आासक्त होता है ॥ २॥॥ 





भर होरारतन 


यदि जन्मपत्री में सप्तमेश्ष ग्याहरवें माव में ओर सप्तम में बुध हो तो जातक काम 
सै पीडित और दूसरे की स्त्री में अनुरक्त होता है॥ ३ ॥ 
यदि जन्मपत्री में चन्द्र, बुध, शुक्र, शनि सप्तम भाव में हों या इनकी दृष्टि सप्तम 
भाव पर हो तो जातक बड़ा कामी और दूसरे की स्ट्री में प्रीति करने वाला 
होता है ॥ ४ ॥ 
यदि जन्मपत्री में सूयं, ग्रुच, भोम सप्तम में हों या इनकी दृष्टि हो तो जातक बड़ा 
कामी किन्तु दूसरे की स्त्री से विमुख होता है ॥ ५ ॥ 
यदि जस्मपत्री में सप्तम माव गुरू से दृष्ट हो और रूग्त मौम से दृष्ट हो तो जातक 
बड़ा कामी और दूसरे की स्त्री से पृथक्‌ रहता है ॥ ६ ॥ 
यदि जन्मपत्री में सप्तमेश उच्च राशि में वा अपने नवांश में बली हो और सप्तम 
में क्रूर ग्रह दृष्टि का अभाव हो तो जातक रूम्पट नहीं होता है ॥ ७ ॥ 
यदि जन्मपत्री में छम्त में गुरू और समराशि में सप्तम भाव में बुध शुक्र हों तथा 
श्याहरवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक शक्तिशाली होता है ॥ ८ ॥ 
यदि जम्मपत्री में सप्तमेश नीच राशि में पापग्रह से युक्त हो और सप्तममाव क्रूर- 
युक्त वा दृष्ट हो तो जातक रूम्पट होता है ॥ ९॥ 
यदि जन्मपत्री में सघममाव में चर राशि व चर राशि के नवांश में चन्द्रमा हो 
भर सप्तमेश चर राशि में हो तो जातक अत्यन्त चञ्चल होता है ॥ १०॥ 
यदि जन्मपन्री में सप्तममाव में चर राशि हो तो जातक चल, यदि स्थिर राशि 
हो तो सज्जन और द्विस्वभाव राशि सप्तमभाव में हो तो मध्यम होता है ॥ ११ ॥ 
यदि जम्मपत्री में सप्तमेश रूम्त में, रूम्तेश सप्तम में चन्द्रमा से ह/ हो तो जातक 
अचल ओर स्त्रियों में अनेक प्रकार काम क्रीडा करने वाला होता ॥ १२॥ 
यदि जन्मपत्री में सप्तमभाव में अधिक क्र्रग्रह हों तो जातक सुख से हीन और 
सप्तमेश निबंल हो तो जातक बलहीन होता है ॥ १३ ॥ 
यदि जल्मपत्री में रग्नेश व सप्तमेश निबंल हों और सप्तममाव में पापग्रह हों तो 
जातक बल से रहित होता है ॥ १४॥ 
यदि जस्मपत्री में सप्तममाव में निबंछ व हत तेज वा अपनी राशि में क्रूर ग्रह के 
साथ चन्द्रमा हो तो जातक बल हीन होता है 
अथ पण्ढयोगाः। 
अब आगे कैसी ग्रह परिस्थिति में जातक नपुंसक होहा है, इसे कहते हैं । 
मपुंसक योग ज्ञान-- 
शुक्रे शनिना" युक्त दशमे रन्प्रे 5थ शुभदृशा बिद्दीने । 
मनन्‍्दे पष्ठान्त्थगते जछराशों पण्ठता अभबति॥ १॥ 
सिवाब्यमन्दे* दशमें नपुंसकः पष्ठे व्यये बाकंसुते5म्बुराशों । 
नपुंसक॑ वे खललु शुक्रतः स्थात्‌ भ्रकी्तिंतं ताजिकरोंमकादयः ॥ २४ 
पं म्बुण जा० हर ल० शपब्छो० ।.... २, जा ०सा० दौ० १४ ० ५० इलों०। 





अध्याय ६, नपुंसक योग श्३ 


सप्ताधिनाथः खल्खेटयुक्तो नीचे स्थितो चास्तमुपागतश्च | 
प्ठाष्टमे वा विकलम्रद्देण वा युक्त च द्यून॑ भव॒तीह पण्ठः ॥ ३ ॥ 
करो वाप्ययबा सौस्यो निर्वीयंः सप्तमे स्थितः। 
नष्टं गते दह्वि मदपे परांशे वा तु पण्ढकः॥ ४॥ 
छग्नाधिनाथः परिद्दीनवी्यों नीचं गतो नोचविलोकितश्व । 
अस्तज्ञतः सप्तमपो हि पष्ठे तदा नरः संभवतीद् पण्ढः॥ ५॥ 
सप्ताधाशों बिनष्टो बा पष्ठे वाष्टमगो5पि बा। 
बिनष्ठक्षेत्रंस्थो. वे विनष्टपुरुषार्थकः।। ६॥ 
एकद्वित्रिचतुर्धाइच. ऋराः सौम्याइच खेचराः | 

झूने बुनाधिनाये बे विनष्टे पण्ठमानवः॥ ७। 


यदि कुण्डली में शुमग्रह की दृष्टि से हीन शनि के साथ शुक्र दशम या अष्टममाव 
में हो वा जलचर राशिस्थ शनि छटे या बारहवें माव में शुभग्रह से अहृष्ट हो तो जातक 
नपूंसक होता है ॥ १ ॥ 

यदि कुण्डली में शुक्र से युक्त दनि दक्षम में या शुक्र से षष्ठ या व्यय भाव में 
जरूचर राशिस्थ दानि हो तो ताजिक वेत्ता व रोमकाचायं का कहना है कि जातक 
तपुंसक होता है ॥ २॥ 

यदि कुण्डली में सप्तमेश पापग्रहों के साथ नीच राशि में हो या अस्त होया 
छटे या आठवें माव में हो वा पापग्रह से युक्त सप्तमभाव हो तो जातक नपुंसक 
होता है ॥ ३ ॥ 

यदि कुण्डली में सप्तम माव में निबंल ऋरग्रह या शुभग्रह हो तथा सप्तमेश अष्टम 
में या दूसरे ग्रह के नवांश में हो तो जातक नपुंसक होता है॥ ४॥ 

यदि कुण्डली में निबंल रूम्तेश नीच राशि में नीच राशिस्थ ग्रह से दृष्ट हो व 
सप्तमेश छटे माव में अस्त हो तो जातक नपुंसक होता है ॥ ५॥ 

यदि कुण्डली में सप्तमेश पाप से युक्त हो वा छटे वा आठवें भाव में पापग्रहों की 
राशि में हो तो जातक पुरुषाथथ से हीन होता है ॥ ६ 

यदि कुण्डली में १।२।३।४ भावों में शुभग्रह व पापग्रह हों और सप्तमेश सप्तम में 
ब्रापग्रह के साथ हो तो जातक नपुंसक होता है ॥ ७ ॥ 

अथ बुद्धिश्रमयोगाः। 
अब भागे जिन योगों में मनुष्य भ्रमित बुद्धि वाला होता है, उनको बताते हैं। 


बुद्धिश्रस योग ज्ञान-- 


तनुपतिर्विकछो विकलाांशगो विकछखेटबिलोकनसंयुतः 
विकछपव्चमपस्य गृह गतः खबु तदा मनुजो विकलो भवेत्‌ ॥ १॥ 


अध्याय ६, बुद्धिहोनाधिक योग ५५ 


बुद्धिहोत व अधिक बृद्धिमान्‌ योग ज्ञान-- 

बुद्धिभावगता: क्ररा: शरत्रुप्रहसमाश्रिताः। 

नीचराशिगताश्चैब मूर्खों बे मनुजो भवेत्‌ ॥ १॥ 

कऋरों वाप्यथबा सौस्यो नीचे बा सुतभावगः। 

विनष्टबछतेजो बे मद्दामू्खों नरो भवेत्‌॥२॥ 

बुद्धिभाबं परित्यज्य रिफुक्षेत्रेक्‍स्तगों यदा। 

पर्चमेशो नष्टबल्ली बुद्धिहीनो नरों भवेत्‌ ॥३॥ 

रविचन्द्राहिसन्दानां स्थितो5प्येकी हि पन्नमे । 

पद्बरमेशों विनष्टो वे मद्दामूर्खो भवेस्नरः ॥ ४॥ 

बुद्धिस्वामी विनष्टो बे. रविराहुशनश्वरेः । 

दृष्टो युक्तो विशेषेण महामूर्खो भवेन्नरः॥५॥ 

बुद्धिनाथो यदा पष्ठे अष्टमे चास्तगों यदा। 

कऋरदष्ट: क्ररयुक्त पद्च्म बुद्धिबर्जितः॥६॥ 
तनयपस्तनुपो5थ॒ पढष्टगो ख्वडखगेबियुतों त्वथवास्तगः । 
तनयगो यदि नीचखगों भवेद्‌ विकलता तनुते जनितस्य तु ॥ ७॥ 
*छग्नगौ शनिवुधो दूनदृष्टथास्रक्‌ प्रपश्यति यद्या मतिहीनः। 
चन्द्रभानुबिबरे यदि भौमों मिछितीह खजलु बुद्धिविद्ीनः ॥ ८ ॥ 


*हम्लेडबरे शशिनि भौमनिपीडिते च बुद्धया विद्वीन उदये सबुघे४पि तद्बत्‌ । 
एकक्षगेकलबगौ रिपुगो शनीनौ दृष्टी खेगेतमतिः शुभदष्टिहीनों ॥९॥ 





3छग्नगें हिमरुचों दशमस्थे साथिकाररबिजे बुनदृष्ट्या। 
ज्ेक्षिते मतिवियुऋबुधपूर्ण बीड.ते बिमतिरज्नकुजेन्दू ॥१०। 
पूर्णन्दा रबिनन्दनान्मुसरिफे भौमारच सूर्यश्स्तगे 

कऋरे छग्नतदीशदझ्नझुभ। दृष्ट्धा च यः स्यात्तनौ । 
अन्हा्को निशि चन्‍्द्रमाग्तद थिपस्यांशेशदष्टथा द्योः 
झुक्क चापस्नपस्थमिन्दुमतनोपुत्र च पश्यत्यघीः ॥११॥ 
बुधभार्ग वजीबानां. स्थतो5प्येको निरीक्ष्यते । 
पन्चसेशम्तु सबछो बुद्धिमान शास्त्रचिन्तकः ॥१२॥ 
बुद्धिभावगताः सौस्‍्याः स्वोच्चगाः सबलास्तथा । 
पद्नमेशस्तथा यातों बुद्धिमान. पुरुषोत्तम: ॥१३॥ 

छभ्ने सौम्यो घने सौम्यो बुद्धिभावे तथ्थंब च। 
बुद्धिमान काब्यकर्ता च पुरुषों दीप्रकान्तिकः ॥१४॥ 
दो० उ४ अ० १३ इलो०।... 

जा० सा० द्वौ० ऊड म० २५ इठों०। 
जा० सा० दौ० ७४ भ्र० १४ इलो ० । 





६६० होरारत्न 


"ऋरिते रिपुपतो दिननाथे हृद्यथोरुपतितेषु  शुभेषु । 
मन्दभौमगुरुभिभुवि पापेः कृष्णपित्तविकृतेत्रणमह्ति ॥ २॥ 
*कुजसकलदशार्दिते सुरेन्ये दिनजनने च घरात्मजे विनट्टे। 
अशुभयुजि रिपौ प्रभौ शुभाता बल्गिरवो हृदि चोदरे च शूछम्‌ ॥ ३ ॥ 
3षष्ठेश्वरे शशिनि पापहते विभौमे 
लम्नेशबरे.च्युनगते5प्यथवाकपुत्रे । 
दग्घेदबनौ च पतिते इति छग्नपे वा 
प्लीहोष्णशीतजरुजो बहुले निशायाम्‌ ॥ ४॥ 
*सपापभूभागगते5थ भूस्थिते 
यमादिते5क कफरुक्कफाद्विधो | 
सिते5रिपे3ग्नाौ सशनौ च पित्ततः 
सभस्ततुर्येक्षणतोहस्थ वा भवेत्‌॥ ५॥ 
"लम्ने5रीशे बक्रभस्थे च छ्नाधींशे वक्रक्षे दयोम॑न्ददृष्द्या। 
रन्प्नो शुक्रकोडयोः ऋरितेडरो तन्नाथे च झूनगे तुन्दरोगः॥६॥ 
यदि जन्मपत्री में षष्ठेश सूर्य पापग्रह व शुमग्रह से युक्त हो तो हृदय रोग या 
चौथे भाव में शनि और गुरू पापग्रहों से पीड़ित हों तो पित्त रोग या छाती में कम्पन 
होता है ॥ १॥ 
यदि जस्मपत्री में षष्ठेश सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो तथा शुभ ग्रह दृषित 
( ६॥८।१२ ) स्थान में होया दिन में जन्म व क्षनि, मौम, गुरू चौथे भाव में 
नोच या दात्रु राशि में हों तो जातक क्ृमि (कीड़ा ) या पित्त के विकार से घाव 
युक्त होता है ॥ २॥ 
यदि जम्मपत्री में गुरू ४॥७।१० में भोम से दृष्ट हो या दिन में जन्म व पीड़ित 
गुरू नष्ट मौम से दृष्ट हो अथवा षष्ठेश पाप ग्रहों से युक्त हो और शुभ ग्रह 
पोड़ित हो या वृष्िक राशि में सूर्य हो तो जातक हृदय व पेट का रोगी 


होता है॥ ३ ॥ 
यदि जन्मपत्री में पष्ठेश चन्द्र मा मोम को छोड़कर पाप ग्रह से पीड़ित व शुभ ग्रह से 


अद्ृष्ट हो या लगने सप्तम में पाप ग्रह से दृष्ट व शुभ ग्रह से अद्ृष्ट हो या दिन में 
जन्म तथा दग्ध शनि चौये माव में हो या कृष्ण पक्ष की रात्रि में जन्म हो 
और दग्ध छम्नेश दूषित स्थान में हो तो जातक प्लीहा, शीत गम का रोगी 
होता है ॥ ४ ॥ 

विशेष - पुस्तक में “धष्ठेश्वरेण द्निपापहतेविसौम्येल” “बनौ च पतितेन्दुविलग्नपे 
बा यह पाठान्तर है ॥ ४ ॥। 

१ . १२ भ, ३० इठो ० । २, मनु. जा. १२ भ. ३१ श्छो०। 

३. मनु० जा० १२ भ० ३२ इछो०। ४. मनु० जा० १२ अ० ३३ इ्छो०। 

५. मनु० जा० १२ अ० ३४ इलों० । 








अध्याय ६, विज्लेष योग 8 


यदि जस्मपत्री में पाप ग्रह के साथ सूर्य चतुर्थ भाव के नवांश में हो तो प्छीहा 
रोग, यदि शनि से पीड़ित सूर्य चोये भाव में हो तो कफ जन्य रोग या पाप ग्रहसे 
युक्त चन्द्रमा चौथे माव के नवांश में हो या चतुथ॑ंस्थ चन्द्रमा शनि से पीड़ित हो या 
पष्ठेश शुक्र मेष या सिंह या धनु राश्षि में शनि से युक्त हो या पष्ठेश शुक्र मेष या 
छिह या धनु राशि में शनि की सप्तम या चतुर्थ दृष्टि से दृष्ट हो तो जातक कफ जन्य 
व्याधि से पीड़ित होता है ॥ ५ ॥॥ 

यदि जन्मपन्नी में विषम राशि लग्न में पष्ठेश हो व लम्नेश विषम राशि में 
हो और दोनों शानिसे दृष्ट हों या छानि शुक्र अष्टम भाव में हों या छटे भाव 
में पाप ग्रह और पष्ठेश सप्तम भाव में हो तो सूजन को बीमारी से युक्त 
जातक होता है ॥ ६ ॥ 


अथ लिज्ञपदे च दोषः। 
परहास्थल में रोग का ज्ञान-- 
"बुधसितदशा भूमौ सूर्य रवेग्न हणे शनेशभ्ृंगुज- 
शशिनोरूथध्बारोहे कुजे5ब्जसिते क्षिते ॥| 
रविशनिसितज्ञेकस्थित्या हरिभे रबौ दिवा 
बपुषि च॒ सिते शिशनच्छेदो5थवाल्परतिभंवेत्‌ ॥ १॥ 
उस्लीपुंपहो ख्तरियौ भागे सूर्याग्रे हस्‍्तांशगः पुमान। 
तयोरूध्व निजांशश्चेल्क्षिपेत्तर्छन्नमंदकः ॥ २ ॥ 
यदि जम्मपत्री में सूर्य ग्रहण में जन्म हो व शनि से श्रौथे भाव में सूय, बुध 
शुक्र से दृष्ट हो तो जातक के लिज्ज में आघात होता है वा जातक अल्प रतिमाव्‌ 
होता है। 
यदि चन्द्रमा व शुक्र एकादश ढ्वादश माव में हों और मौम, शुक्र व अन्द्मा 
से दृष्ट हों तो जातक के अण्डकोश में छोहे से आधात या सूये, बुध, शनि, 
शुक्र एक राशि में गुरूसे बहुष्ट हों तो भी या सिह राशि में सूर्य व लूम्न में शुक्र 
और दिन में जन्म हो तो गुह्य स्थान में आघात होता है ॥। १ ॥ 
यदि जन्मपत्री में सूयं से दूसरे भाव में स्त्री ग्रह के नवांध में स्त्री व पुरुष ग्रह 
हों और अस्त पुरुष ग्रह से दृष्ट हों तो लिज़ में आघात होता है। यदि शुभ पुरुष 
ग्रह बली हो तो आघात नहीं होता है ॥ २ ॥ 
अथ बृषणनाशयोगः। 
अण्डकोश नाशक योग ज्ञान-- 
3शुक्राच्चन्द्राप्रे मन्‍्दडचराति क्षितिजं यदा। 
पश्यतअन्द्रशक्नौं तु ब्रृषणं छेति छोदतः॥ १॥ 
३. मनु० जा० १२ अ० ३६ इ्लो०। २. मनु० जा० १२ अ० ३७ इश्े०। 
३. जा० सा० दी० २६-२७ इछो० । 





दर होरारत्न 


शनो साके भूमिजकेन्द्रे सूर्यस्य ग्रहणं यदि। 
पह्यतो बुधझुक्कों तु वृषणच्छेद ईरितः॥२॥ 
यदि जम्मपत्री में शुक्र वा चन्द्रमा से आगे अर्थात्‌ द्वितीय भाव में शनि 
मौम-हों और चन्द्र वा शुक्र से दृष्ट हों तो जातक के अण्डकोशों का आपरेशन 
होता है ॥ १॥ 
यदि जन्मपन्नो में भोम से केन्द्र में सूयं शनि हों या ग्रस्त सूयं, बुध शुक्र से दृष्ट 
हो तो जातक के अण्डकोशों का आपरेशन होता है ॥ २॥ 
अथ कामातुर अल्पमेथुनयोग: । 
अब आगे किस योग में कामातुर और किन-किन योगों में जातक अल्परति बाला 
होता है, इसे कहते हैं । 
"शुक्र प्रसूतिगमनान्मिथुनापरार्े स्वांशे हरिप्रथमकाधंगते कुगेदे | 
कामातुरं जनयते झ्पगे तथास्मिन्‌ पष्ठेश्वरे कुजहते च सृताल्पसूतिम्‌॥१॥ 
अ्वक्रप्रहक्षगसिते पुरुषो5क्ननानां नो मैथुनस्थ समये खलु तोषदाता। 
थुने सिते तनुगलग्नप ईक्षते चेल्तत्रीणां तथा. चुभवने5स्य नरस्य तोषः ॥२॥ 
अन्द्रमाश्च शनिना सह बक्रास्खे चतुर्थ इनजो न च तोथः । 
भार्गबों यदि शनेश्चरहद्दा मैथुनान्न युवतिप्रिय एपः॥३॥ 
इन्द्रे व्षांशगसिते बहुकाछ उक्त: सिंहादिभाद्धंगसितेच विरूपकारी। 
मेन संयुतसितों यदि पष्ठपोउ्यं कामाधिक॑ युवतिलम्पटमाहुराया:॥ ४॥ 
अ्वक्रक्षंगे भ्रगुसुतेडय मद॒स्थितेःत्र छग्नस्थलम्नपदशा च शनीन्दुयोगे। 
आुव्याकिंददगश्नगो च रतेधु नार्या दवष्याः सितक््षगविधो दयितो5परेषाम्‌ ॥ ५॥ 
यदि जन्मपत्री में मिथुन राश्षि के उत्तराध॑ में वृष या तुला राशि के नवांश में 
शुक्र द्वों अथवा सिंह राशि के पूर्वा्ध में छटे या आठवें या बारहवें भाव में शुक्र हो तो 
जातक विषय में आसक्त या पष्ठेश शुक्र मीन राशि में मौम से दृष्ट हो तो जातक 
कामी, मृत सन्‍्तान और अल्प सन्‍्तान वाला होता है ॥ १॥ 
यदि जस्मपत्री में वक्री ग्रह की राशि में शुक्र हो या पुरुष राशि में सप्तम माव 
में शुक्र लग्नस्थ लग्नेश से दृष्ट हों अथवा मौम से दशम राष्षि में शनि से युक्त चन्द्रमा 
हो या चौपे भाव में शनि हो या शुक्र शनि को हद॒दा में हो या शनि, शुक्र की हद॒दा 
में हो तो जातक मैथुन से स्त्री को प्रसन्‍न नहीं करने वाला होता है ॥ २-३ ॥ 
यदि जम्मपत्री में ढ्िस्त्रमाव राशि में वृष के नवांश में शुक्र हो तो जातक अधिक 
काल तक मैथुन करने वाला या सिंह रा्ि के पूर्वाध में शुक्र हो तो पशु की तरह 
बिक्ृत मैथुन करने वाला या भोम से युक्त शुक्र पष्ठेश हो तो जातक स्त्री में आसक्त 
हूं।ता है ॥ ४ ॥ 


३. मनु० जा० १२ अ० ३९ इछो० | २, जा# सा» दौ० ७४ भ० ३१-३३ इलो०। 
३. मनु० जा० १२ ० ३८ श्लो० । 


द््ड होरारत्न 


*स्निर्धभे घनगते रजनोे भूमिभागगतभास्क रियुक्ते। 
दद्रणो भवति भौमसिजाऋजेरण्डबृद्धिरलिगे मृतिभागे ॥ १॥ 
बजीवास्फुनिदुभ्यामलिगो न दृष्ट: कुजस्तनुस्थो3न्हि निजे सितश्च । 
शिइने ब्रणश्चाथ कुजे सकेतो मुखे द्वि जातो बृषणे ब्रणादिः ॥ २॥ 
मन्‍्दः कुजों रिपुगतों व्ययगोंडथ रक्तादू 
विस्फोटका बृषणगाः प्रभवन्ति घर्मात्‌। 
केत्वन्वितों रविसुतों ब्युनसंस्थितश्चेत्‌ 
बातादिनाज्ञ बिक्ृतियू पणप्रदेशे ॥ ३ ॥ 
यदि जम्मपत्री में स्निग्ध राशियों में अर्थात्‌ ककं-वृक्चिक मीन रादि में दूसरे भाव 
में पृथ्वी तत्व के नवांश में चन्द्रमा, शनि से युक्त हो तो जातक पोतों में दाद से दुःखी 
या चन्द्रभा-शुक्र व भौम वृश्िक राशि में या वृश्चिक राध्षि के नवांध् में हों तो जातक 
के अण्डकोश बड़े होते हैं ॥ १ ॥ 
विशेष --पुस्तक में 'दक्षिणे मवति भौम '**” यह पाठान्तर है॥ १॥ 
यदि जन्मपत्रो में दिन में जन्म हो और वृश्चिक लम्तस्थ भौम, गुरू व शुक्र से 
अहृट हो या वृष या तुछा छूम्न में शुक्र हो तो जातक के लिज्ज में घाव या केतु से युक्त 
भौम दूसरे भाव में हो तो पसौना से अण्डकोश में ब्रणादि होते हैं । २ ॥ 
यदि जम्मपत्रों में शनि या मौम छटे बारहवें भाव में हो तो रक्तदोष से या पित्त 
दोष से अथवा केतु से युक्त शनि सप्तम भाव में हो तो वायुजन्य व्याधि से पोतों में 
विकार होता है ॥ ३ ॥ 
विशेष--ुस्तक में “प्रमवन्ति धर्मात्‌” 'कित्वन्वितो' यह पाठान्तर है॥ २॥ 
अथ खल्वाटयोगः । 
3हरिधनुरलिकन्यकासु छग्ने सपत्चितशिरः कुजहग्विधो कुछीरे । 
सुकृतसहमपे च क्कर्सिहालिसृगगते. शुभदृष्टिमन्तरेण ॥ १॥ 
यदि जन्मपत्रों में सिह या धनु या वृश्चिक या कम्या छम्त हो अथवा कक॑ राशिस्थ 
अन्द्रमा, भौम से दृष्ट हो यद्वा पुण्य सहमेश कक, शिह, वृश्चिक या मकर राशि में 
छुम ग्रहों से अदष्ट हो तो जातक खल्बाट होता है ॥ १॥ 
अथ खबयोग: । 
अमन्दतुर्यदहशि राश्यपरान्ते पूबंभागधुरि बास्ृतधाम्नि। 
खबंता झुभदृशा रहिते स्पाल्डम्नपेडल्पतरराशिगते च॥१॥ 
यदि जम्मपत्रो में अल्प राशि के अन्त भाग में या पूव॑ भाग में चन्द्रमा, शनि की 
चतुथ दृष्टि से दृष्ट हो या अल्पतर राशि में हम्नेश थुभ ग्रह से अद्ृष्ट हो तो जातक 
नाटे कद का होता है ॥ १॥ 
३. मनु० जा० १२ अ० डरे इलो० । २. जा० सा० दौ० छड अ, ३४-३५ इलों० । 
३. मनु० जा० १२ झ० ४५ इठो० । ४. मनु० जा० १२ म० ४४ इलो०। 











अध्याय ६, विशेष योग छह 


[ अथ वाकपटुसुभगकृपालुयोगाः ] 
अब आगे किस योग में जातक बोलने में चतुर, प्रसिद्ध, सज्जन, हसमुख और दयालू 
होता है, इसे बताते हैं । 
*खसस्‍्थे विधो शनितुरीयदशा5थ मन्दे 
वित्तस्थिते शनिगृद्दे तरणो च बाग्मी। 
ज्ञे सू्यचन्द्रगहगे  प्रथितः सुहच्च 
चरन्द्रौकयोपझं पगयोः सुभगः कृपादुः॥ १॥ 
यदि जन्मपत्री में दश्षम में चन्द्रमा, शनि की चतु्ष दृष्टि से दृष्ट हो या 
दूसरे माव में दनिव सूर्य मकर या कुम्भ में हो तो बोलने में चतुर, यदि 
दिन में जन्म और बुध सिंह राशि में हो या रात्रि में जन्म और कक राधि में बुध हो 
तो प्रसिद्ध एवं सज्जन, यदि सूर्य चन्द्रमा मीन राशि में हों तो जातक सदा हसमुख 
और दयालु होता है ॥ १॥ 
अथ कपटलेखबितथयोगौ । 
अब आगे किस योग में जातक कपट लेखक या यों जानिये कपटी और झ्ृठ बोलने 
बाला होता है, इसे बतलाते हैं। 
*सश्ञे कुजे कपटक्ृष्च बुचे बलाव्ये 
क्रूरान्वितेःध्वयुज्ि भूमिसुते ठृतीये। 
भूकेन्द्रडपेथ नवमाधिपता च॒ षष्ठे 
“मेषे बुघे कपटलेखकरों नरः स्थात्‌॥ १॥ 
अपररात्रकृताभ्युदये विधावबनिजादुब्रज़ति ज्ञमसत्यवाक | 
ज्ञकुजयोदरजेकगकेन्द्रयोविंतथत्रागपरं जयते जनम ॥ २॥ 
यदि जन्मपत्री में बुध के साथ भोम हो या बली बुध पाप ग्रह से युक्त नवम 
में हो या तीसरे माव में भोम शुम ग्रहों से अहृष्ट हो या चौथे भाव का स्वामी 
छठे भाव में हो या नवमेश छठे माव में हो या मेष राशि में बुध हो तो जातक कपटी 
होता है ॥ १॥ 
यदि जम्मपत्री में कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चौदश तक का जन्म हो और धन्द्रमा 
भौम से युक्त होकर बागे बुध से योग करता हो या मौम बुध एक ही अंश में केन्द्र 
में हों तो जातक झूठ बोलने वाला होता है ॥ २ ॥ 
अथ लोकविस्मययोगः । 
अब आगे जिन योगों में जातक संसार को हंसाने वाछा या हास्य या द्रोहसे 
धनोपाज॑न करने वाला तथा चोरी करने वाला होता है, उन्हें कहते हैं । 
उसज्ञे द्ास्पपरः कुजेडध सबलेनाकीक्षितो बित्कुजों 
ज्ञातीनां खरु हासयेत्परजनान्‌ तदइच्छुनेरभ5पि तो। 
१, मनु» जा० १३ ऋ० १५ इछो०।.. २. मनु० जा० १३ अ० १६- ७ इछो०। 
३. जा० सा० दौ० उ४ म० २२ इछो ० । 








छर होरारत्त 


पष्ठाष्टान्त्यविधुर्च॒ पश्यति सितं चेल्लोकविस्मापिता 
चाक्स्फूतिमिंथ आरसौम्यशशिनश्चाबीयंबाग्हस्थुतः ॥ १॥ 
"युस्याकिंभे झ्कुजयोज॑नहृस्थकारी 
चेहासिको5मरपतो नुृपभेःकदष्टया। 
विस्मापयत्यरिदृशा पतितेन्दुश्ग्वो- 
ऑप्ज्ञयोमुंशशिले खछु मण्डिताभिः॥ २॥ 
अख्स्थे बुधे तुयंगते च चन्द्रे दास्यात्यरद्रव्यमुपाददीत। 
कुजे ठृतीये5थ बुधे सचन्द्रे रियो विल्ग्नाधिपतो बुधे बा ॥ ३ ॥ 
>्चन्दज्ञारं: शुभदृशस्रते केन्द्रगेस्तस्करः स्थादू 
झूने मन्‍्दे शशिकुजबुधे्बक्षिते तु प्रसिद्धः। 
भऔौमे केन्द्रे गुरुसितदहशा बर्जितेउस्ते ज्ञभौम- 
क्रोडेरिन्दोरपि रिपुदृशा ज्ञारचन्द्रार्कियुक्तया॥ ४॥ 
यदि ज्मपत्री में बुध से युक्त मौम हो या बली सूययं शनि से दृष्ट, बुध युक्त मौम 
हो तो अधिक हुँसाने वाछा या शुक्र, पछ्टस्थ या अष्टमस्थ या बारहवें भाव में स्थित 
अन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक संसार को हँंसाने वाछ्ा और शीघ्र स्पष्ट शब्द बोलने 
वाला, यदि बुक, भौम चन्द्रमा परस्पर में दृष्टि सम्बन्ध रखते हों तो जातक निबंल 
थाणी का या मन्द वाणों का होता है॥ १॥ 
विशेष--पुस्तक में 'सबले भेकेक्षितो' 'जातीनां' यह पाठान्तर है ॥ १॥ 
यदि जन्मपत्री में शनि को राष्नि में (१०।११) मौसम व बुध की युति हो या मेष, 
सिंह या धनु राशि में गुरु, सूयं से दृष्ट हो या चन्द्रमा और शुक्र परस्पर में धात्रु हष्टि 
सम्बन्ध रखते हों या बुध मौम में इत्वशाल योग हो तो जातक मनुष्यों को हंसाने 
बाला होता है।। २॥ 
विशेष - पुस्तक में “युक्‍्याकिश्रे' “बौहारिकों नरपतेनूपभे:कहश'घा' “पतितेन्दुभृखो' 
यह पाठान्तर है ॥ २॥ 
यदि जस्मपत्री में दक्षम भाव में बुध, चौथे में चन्द्रमा हो ठो जातक द्रोहं (विरोधों। 
की भावना करके दूसरे के घन का हरण करने वाला या चन्द्रमा से युक्त भौम तीसरे 
भाव में हो अथवा चन्द्रमा के साथ बुध छठे भाव में हो या लम्नेश बुध छठे माव में 
हो तो मी जातक पू॑ फल से युक्त होता है ॥ ३॥ 
- पुस्तक में “हास्यात्यरं द्रब्य' यह पाठान्तर है॥ ३ ॥ 
यदि जन्मपत्री में चन्द्रमा, बुध ओर मौम एक राश्षि में केख्द्र में शुम ग्रहों से 
अद्ृष्ट हों या सप्तम माव में दनि, चन्द्रमा बुध भौम से दृष्ट हो या केन्द्रस्थ मौम, गुरु 
व शुक्र से अद्ष्ट हो या सप्तमस्थ शनि, बुध, मोम से लम्नस्थ चन्द्रमा हृष्ट हो या शनि, 
बुध, चन्द्रमा और मौम एक राशि में हों तो जातक चोर होता है ॥ ४ ॥ 
+._ ३. मनु» जा० १३ झ० १८ इठो०। 
२. मनु० जा० १३ अ० १९ इलो० । ३. मचु० जा० १३ भ० २० इ्छो०। 


अध्याय ६, विज्ेष योग ७३ 


अथ पररतिविमुखत्वयोगाः ॥ 
अब आगे किन-किन योगों में जातक पराई स्त्री में आसक्त होकर उसका मोग 
करने वाला व सदाचारी होता है, उन्हें बताते हैं । 
*शुकज्ञो ुनगौ तथा दशमगो स्थात्पुंडचछो5सग्सितौ 
खे$स्त वा परदारगः कुजसितो तु च खे पुंडचलः । 
मन्देनेन्दुत आस्फुजित्सुखगतः खस्थे5पि वा पुंइ्चलः: 
खे चाद्म ज्सिताकजारथ दिने स्व॒र्क्ष सितः पुंडचलछः ॥ १॥ 
अ्लयूने5थ खे सितबुधा्किपु चारश्ृग्बो-- 
स्तुर्य4थ खे भ्रगुसुते शशिसोरिदृष्टे । 
को डारयोररिगयोर्नि जवर्ग भौमे 
दृष्ट(था कवेः सकलछया परदारगामी !॥२॥ 
गुरोग हे दैत्यगुरावथानयो: खलग्नभाजोरथ वेत्थशाल्योः। 
बिनारदष्टयाउस्यवधुपरारमुखस्तनौ च जीवे दशमे त्रिगे श्रुगौ॥३॥ 
यदि जम्मपत्री में बुध व शुक्र एक राशि में सप्तम माव में या दशम भाव में हों या 
बुध शुक्र में से एक ग्रह सप्तम या चतुर्थ में हो और दूसरा दशम भाव में हों या चन्द्रमा 
से चौये भाव में या दशम भाव में शनि से युक्त शुक्र हो या बुध, शुक्र, शनि, लग्न 
या दक्षम में हों या दिन का जन्म समय हो और शुक्र अपनी राशि में हो तो जातक 
व्यभिचारी होता है ॥ १॥ 
विशेष--पुस्तक में 'इचलासूक्सितो खस्थे वा” 'तुय्यें रवो” 'मंदेंद्रीक्षित:” “लेचास्ते॥ 
ज्ञसि' यह पाठान्तर प्राप्त है ॥ १॥ 
यदि जम्मपत्री में शनि, बुध, शुक्र सप्तम माव में या दशम भाव में हों अथवा भौम 
शुक्र चौथे भाव में हों या दशमभाव में शुक्र, शनि व चन्द्रमा से ह४ हो या शनि भौम 
छठे भाव में हों या अपने-अपने षड्वर्ग में स्थित भोम व श्युक्र आपस में सप्तम दृष्टि 
से दृष्ट हों तो जातक परस्त्रों गामी होता है ॥॥ २॥ 
यदि जम्मपत्रो में धनु या मौन राशि में शुक्र, मौम से अदृष्ट हो या गुरु व शुक्र 
रूम्न में या दशम भाव में भौम से अदृष्ट हों या गुरु शुक्र परस्पर में इत्यशाल योग 
करते हों या रम्त में गुरू और तोसरे या दशवें भाव में शुक्र हो तो जातक दूसरों की 
स्त्रियों में अनासक्त होता है ॥ ३ ॥ 
अथ बृथाव्ययी, ईष्यॉलुयोगाः । 
अब आगे किस योश में जातक फिजूछ खर्च करने वाला तथा ईर्ष्यालु होता है, 
इसे बताते हैं । 
१. जा. सा. दी. ७४ भ० इलो. । २. मु. जा. १३ अ० २१ इ्लो.। 
३. मनु. जा. २३ भ. २४ झलो०। 





छ्द होरारत्न 


बुध से दृष्ट हो या बुध शुक्र वायु राशि में लम्न वा दक्षम में हो तो बस्त्रों या वस्त्र के 
टुकड़ों या यों जानिये रंगने का व्यवसायी, यदि कुम्भ या मकर राश्षि में झानि कन्या 
तुला राश्िस्थ बुध से दृष्ट हो तो श्रेष्ठ कोमल या यों समस्‍झ्िये रेशमी बस्त्रों का, यदि 
कन्या राशिस्थ शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक मोटे बस्त्रों का व्यापारी होता है ॥१॥ 
यदि जन्मपत्री में बुध गुरू से युक्त शनि मकर राशि में हो तो जातक थोड़े फटे 
आर्थात्‌ कटपीस का व्यापारी, यदि मकरस्‍्थ दानि वृष राशिस्थ गुरू से दृष्ट हो तो 
पट्टांशुक का, यदि दशमेश शनि बुध की राशि में मौम से दृष्ट हो तो लाल बस्त्रों को 
बेचने बाला जातक होता है ॥२॥ 
विश्वेष--पुस्तक में “मृगगतेप्यंडजो्णनाकों” 'गोस्वेस्त्रियों ग्रुरह्यातिपटच्चरं च 
यह पाठान्तर है ॥१॥ 
यदि जन्मपत्री में चतुष्पद राशि में गुरु चतुष्पद राशिस्थ अष्टमेश से दृष्ट हो तो 
जातक कम्बल का व्यापारी होता है। यहाँ देखने वाले ग्रह के स्वरूप तुल्य पशु भेड, 
ऊँटादि के ऊन का ज्ञान करके उत्तम मध्यमादि कम्बलों का व्यवायी कहना चाहिये ॥३॥ 
विशेष--पुस्तक में 'नरोप्यतिकम्बलानि/ “गुरून्यगूनि' यह पाठान्तर है ॥३॥ 
अथान्नविक्रययोगा: । 
अब आगे किस योग में जातक जौ, गेहूं, मसूर आदि अन्नों का व्यापारी होता 
है, इसे कहते हैं । 
"बुघे कर्मस्वामिन्यनिल्युजि तत्स्थाकंजदृशा 
सृगे चेब॑ मन्‍्दे बृषणशशिदृश्यथंति यवान्‌। 
सगोधूमान स्त्रीस्थे शशिनि तु मसूरादिवृषगे 
शनौ खेटादृष्टे घिषणसहिते मिश्रितकणान्‌॥ १॥ 
तिछान्‌,. कन्यायुक्तामरगुरुहशाराक॑ सहिते 
कनिष्ठास्न॑तिक्तं शशियुजि रसस्निग्धविषयम्‌। 
विधौ चैंबं कन्यायुजि शनिवृशा तन्दुछूतिछान 
सृगस्थाकोर्किम्यां यवयवजधान्ये3थति नरः॥२॥ 
यदि जन्मपत्रो में दश्मेश बुध अग्नि राशि ( १।५।९ ) में अग्नि राशिस्थ शनि 
से दृष्ट हो या मकरस्थ शनि वृष राशिस्थ चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक जौ का, 
यदि मकरस्थ शनि कन्या राशि स्थित चन्द्रमा से दृष्ट हो तो गेहूँ मसूड़ आदि का, 
यदि वृष राशि में गुरू के साथ शनि हो और ग्रहोंसे अदृषट हो तो मिश्रित अन्नों का 
अर्थात्‌ विविध अन्नों का व्यवसायी होता है ॥ १॥ 
यदि जन्मपत्नो में वृष में शनि कन्या राशिस्थ ग्रुरूसे दृष्ट हो तो तिल का, 
यदि वृष राशि में भोम के साथ छनि हो तो अल्पव तीते अन्न का, यदि 
है. ऋचु० ज ० २५ भ० २९-२० ब्छो०। 


अध्याय ६, विज्लेष योग ७९ 


सूर्य के साथ शनि हो या वृषस्थ शनि कन्या राशिस्थ सूय॑ से दृष्ट हो तो गेहूं 
का, यदि चन्द्रमा के साथ शनि वृष राशि में हो तो स्निग्ध पदार्थों का, यदि 
कन्या राशिस्थ चन्द्रमा, शनि से दृष्ट हो तो चावल व तिल का, यदि मकर राहिस्थ 
सूयं व शनि, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक जौ तथा जो से उत्पन्न वस्तुओं का व्यापारी 
होता है ॥ २॥। 
अथ चतुष्पदविक्रययोगः | 
अब आगे जिस योग में जातक पशु का व्यवसायी ड्ोता है, उसे बताते हैं । 
"जीवे कर्मबले चतुष्पदगते5रीशेक्षिते तत्पदा- 
न्युप्ट्रान्पात्यरिपे सितेक्षितपदे ज्ञे गदंभान शीतगौ । 
ज्ञस्थाने सुरभी रबौ शशिपदे चाश्वान शनो तत्पदे 
छागान पष्ठगतेःस्‍्तपे च नवमख्नोशे स्ववित्ते च गाः॥ १॥ 
यदि जन्‍्मपत्री में दद्ममेश गुरू चतुव्यद राहि में चतुष्पद राशिस्थ पष्ठेश से 
हृष्ट हो तो राशि समान पशुओं का, यदि दश्ममेश गुरु अतुष्पद राशिस्थ पष्ठेश से 
दृष्ट हो तो केंटों का, बुध से दृष्ट हो तो गधाओं का, यदि दशमेश गुरु चतुष्पद राशिस्थ 
युध के पढवर्ग में स्थित चन्द्रमा से दृष्ट हो तो गायों का, यदि गुरु चतुष्पद राशिस्थ 
“सूर्य की शत्रु दृष्टि से दृष्ट हो तो घोड़ों का, यदि सूयं राशिस्थ गुरु चतुष्पद राशिस्थ 
दानि की धात्रु दृष्टि से दृष्ट हो तो बकरियों का, यदि सप्तमेश चतुष्पद राशि में छठे 
भाव में हो और सप्तमेश से दशमेश गुरू दृष्ट हो तो बकरों का, यदि दश्मेश गुरू 
द्वितीय मावस्थ चतुष्पद राषिस्थ नवमेश से दृष्ट हो तो दूध का और उक्त स्थिति में 
सृतीयेश से दृष्ट हो तो गायों का व्यवसायी होता है ॥१॥ 
विशेष--पुस्तक में “छागान्‌ पष्ठणते तर्थव च वसन्नीशे स्ववित्तेशगा” यह 
वाठान्तर है ॥१॥ 
अथ मणिविक्रययोगाः। 
अब आगे जिन योगों में जातक मणियों का विक्रेता होता है, उन्हें बतलाते हैं । 
* शुक्रे कमंदलीछदे सतरणो क्रीणाति जात्यान्मणी 
नारस्थेडनलसंस्थभूसुतदशा मुक्ताः सयुग्मेउत्र च। 
साकों म्ध्यमिका शनाबिति जले शुक्रेक्षिते साधमा 
शिश्रा३ बन्द्रहशा बिना परहर्श॑ चामूः कपर्दीनि च ॥ 
यदि जन्मपत्री में दशमेश शुक्र, सूयं से युक्त हो तो उत्तम मणियों का, यदि दशमेश 
शुक्र जल राशि में अग्नि राशिस्थ मौम से दृष्ट हो तो मोतियों का, यदि दशमेश शुक्र 
मिथुन राष्षि में शनि से युक्त हो तो मध्यम रत्नों का, यदि जल राशिस्थ शनि, शुक्र से 


३. मनु० जा० १५ भ० रर इ्हो०। ३ मनु० जा० १५ भ० २३ श्छो० । 


द० होरारल 


दृष्ट हो तो अधम मणियों का, यदि जल राशिस्थ दानि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो सीपों का 
भर जलराशिस्थ द्ानि यदि समस्त ग्रहों से अद्ृष्ट हो तो जातक कौड़ियों का व्यवसायी 
होता है ॥१॥ 
विशेष-पुस्तक में 'साकमध्यविनासनावति जले शुक्रेक्षिते चाधमा: ब्रह्माकन्प्र! 
“बाम्‌कपर्दीदि च' यह पाठान्तर है ॥१॥ 
अथ सुवर्णा दिव्यापारयोगः । 
अब आगे जिन योगों में जातक सुवर्णादि का व्यापारी होता है, उन्हें बताते हैँ । 
'"सूयेड्घिकारिण. शिखिस्थघनेशहप्टे 
सौबर्णिको5कंतनये चशशाहहप्टे । 
चापस्थभास्कर हशा5जगवित्तपार्क्यों- 
स्तारक्रयी हरिघनुःस्थह शास्य शोद्धा ॥१॥ 
यदि जन्मपत्री में दश्यमेश सूर्य अग्नि राशिस्थ धनेश से दृष्ट हो तो सुबर्ण का, 
यदि दशमेश शनि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो सोने चांदी का, यदि मेषस्थ दानि धनेश से 
युक्त हो और धनु राशिस्थ सूर्य से दृष्ट हो तो निर्मंछ मोतियों का, यदि धनु राशिस्थ 
हानि सिंहस्थ सूर्य से दृष्ट हो तो जातक धातुओं का श्ोषन करने वाला होता है ॥१॥ 
अथ कारुकयोगः | 
अब आगे जिन योगों में जातक शिल्पी ( कारोगर ) होता है, उन्हें बताते हैं। 
जीचे वक्रे बुधे कमंदलीले हष्टिमानतः। 
कुविन्दस्यश्वरो मन्दे मिथुनस्थेअप्यहनिंशम्‌ ॥२॥ 
यदि जन्मपत्री में दशमेश बुध नीचस्थ हो या वक्री हो तथा पूर्णापूर्ण हृष्ट हो तो 
हृष्टि के समान पूर्णापूर्ण जुलाहों का स्वामी होता है । यदि दक्षमेश शनि मिथुन राशि 
में हो तो जातक सदा जुलाहों का स्वामी होता है ॥१॥ 
अथोर्णा दिकर्मयोगः । 
अब आगे जिस योग में जातक ऊनादि का व्यवसायी होता है उसे कहते हैं । 
उज्े चतुर्थ च पूर्बोक्त सूचिको दृष्टिमानतः। 
अन्यरदृष्टे चौर्णाकृदूबहुद्टे  विचित्रकृत॥ १॥ 
यदि ज्मपत्री में दशमेश बुध चौथे भाव में नीचस्थ या वक्री हो तो जातक द्रषटा 
ग्रह के आधार पर दर्जी, यदि अन्य ग्रहों से अदष्ट हो तो ऊन बनाने वाला, यदि अधिक 
ग्रहों से ष्ट हो तो विचित्र कार्य करने वाला होता है॥ १॥ 
विज्ेष-- पुस्तक में “अनन्यदष्टे चौणकिदगुरुयुक्ते' यह पाठान्तर है॥ १॥ 
२, मनु. अ० २४ इलठो०।. २, मनु० जा० १५ ० २५ इठो०। 
३, मनु० जा० १५ अ० २६ इलो०। 








अध्याय ६, विज्वेष योग घर 


अथ शज््रवीणाकाष्ठादिकर्मयोगाः । 
आगे अब जिस योग में जातक दास्त्र बनाने वाला व वीणादि का ज्ञाता एवं काठ 
आदि का काये करने वाला होता है उसे कहते हैं । 
कर्मस्थाने कुजहशि बुधे स्वान्त्राशावयस्क- 
त्पृष्णा हृष्टे नृपसमुचिताख्रादिकृदूभागवेण। 
बरीणादिज्ञों भवननिपुणः सौरिणेज्येन देव- 
स्थानाभिज्ञो दरिघनुरजेष्वेककः काप्ठकर्मा ॥१॥ 
यदि जन्मपत्री में दशमस्थ बुध, पुरुषराशिस्थ भौम से दृष्ट हो तो जातक दास्त्र 
बनाने थाला, यदि पूर्वोक्त बुध, सूयं से दृष्ट हो तो राजा के उपयोगी अस्त्र शास्त्रादि 
का निर्माता, यदि बुध, शुक्र से दृष्ट हो तो बीणा का ज्ञाता, यदि शनि से दृष्ट हो 
तो मकान बनाने में चतुर, यदि पूर्वोक्त बुध, गुरू से दृष्ट हो तो देव मन्दिरों का बनाने 
वाला और सिंह या धनु या मेष में बुध दश्षम में हो तो जातक काठ का काम करने 
वाला होता है॥ १॥ 
अथ चम-बालकर्मयोगौ । 
अब आगे जिस योग में जातक चमड़ा व केश का काम करने वाला होता है, उसे 
त 
शक बकेन्द्रे कुजे गुरुहशीज्यमहीजयोर्बा 
मेषे हरावथ नरः खछु चमेकारः। 
इन्दौ ज्दददयुजि तदृहशि चाम्निराशौ 
बालूस्य कृदूभबति वीक्षकखेटमानात्‌ ॥ १॥ 
यदि जन्मपत्री में केन्द्रस्थ ( दशमस्थ ) मौम, गुरू से दृष्ट हो या भौम व गुरू मेष 
सिह राश्षि में हों तो जातक चमड़े का काम करने वाला, यदि बुध को हट्दा में चन्द्रमा 
अग्नि राषिस्थ बुध से दृष्ट हो तो जातक दृष्टि के आधार पर बालों का उत्तमादि 
कार्य करने वाला होता है ॥ १॥ 
विज्ेष--पुस्तक में 'गुरुशशीज्यमहीज्ययोर्वा' खलुकमंकार:' यह पाठ है ॥ १ ॥ 
अथ वख्नरब्जनयोगः | 
अब आगे जिस योग में जातक वस्त्रों को रंगने वाला होता है, उसे कहते हैं। 
शुक्रारयोः कर्मकृतोरथेत्संपश्यतो बेरिहशोत्थशालान्‌। 
बस्मस्य रक्ता मरुदस्बुसंस्थदृष्टथा च तदूबर्णसवर्णकस्य ॥ १॥ 
यदि जन्मपत्री में दशमेश शुक्र, भोम क्त्रु ग्रह से दृष्ट हों या इत्यशाल योग करते 
हों या दष्यम में चतुथ॑स्थ से दृष्ट हो तो द्रष्टा ग्रह के वर्ण तुल्य रज्ध से वस्त्रों को रंगने 
वाला होता है ॥ १॥ 


३, मनु० जा० १५ म० २७ इलो० । २, मनु० जा० १५ म० २८ इछो० । 


घर हारारत्न 
अब जिस योग में जातक गर्त्तादि को खोदने वाला और नोकादि काय॑ करने वाला 
होता है, उसे कहते हैं। 
"भौमे कर्मंद्लोलदे5स्थिखनको भूस्थे5कंदृष्टे मणि- 
स्वर्णादेः परिखाकरों गुरुदशा चार्कः सुरज्ञादिक्ृत्‌। 
नौकमंप्रवणशच खे . ज्ञयमयोस्तत्स्वामिदृग्युक्तयोः 
सूर्यादीक्ष अघातुरु झिभबलाच्छे छोडथ॒ मध्योडघमः ॥ १॥ 
यदि जन्मपत्रो में दशमेश मौस भूमि राष्ियों ( २।६।१० ) में हो तो छोहे के गत 
को खोदने वाला, यदि दशमेश भौम, सूर्य से हृष्ट हो तो सुवर्ण व चाँदी की खातों में 
कारये करने वाला, यदि गुरू से दृष्ट हो तो खाई खोदने वाला, यदि शनि से हृष्ट भौम 
हो तो सुरज् कार्य-कर्त्ता होता है । 
यदि जल्मपत्री में दशमेश बुध छानि से युक्त हो और दशमस्थ दशमेश से हृष्ट या 
युक्त हो तो जातक नौका के काय॑ में निपुण होता है। यदि बुध शनि, सूयं से दृष्ट हों तो 
राजा के उपयोग में आने वाली नौका का, यदि गुरू से हृष्ट हो तो जहाज आदि का 
निर्माता, यदि ध्ानि से दृष्ट हो तो चोरों के उपयोग में आने वाली नौका का निर्माण 
करने बाला जातक होता है। यहाँ द्रष्टा ग्रह के आधार पर उत्तम मध्यम नौकादि का 
ज्ञान समझना चाहिये ॥१॥ 
बिशोष पुस्तक में 'ले शपदयो:' 'सपन्निमबल:” यह पाठान्तर है ॥१॥ 


अथ घटकरमंचित्रादिकयोंगाः। 

अब आगे जिस योग में जातक विचित्र लोहकार होता है, उसे कहते हैं । 
ख्ेईग्नावथाकिकुजयोघं ? यत्ययो हि दृष्टथा रवेः प्रहरणं घिषणस्य चित्रम्‌। 
इन्दौ जछे किल खनिन्रिकमिन्दुराशौ पेटीं सितेछ्ठुसितभे ज्ञदृशा कुबस्तु ॥१॥ 

यदि जम्मपत्री में दशममाव में अग्नि राशि में शनि भोम हों तो जातक लोहे का 
काये करने वाला अर्थात्‌ कोहकार, यदि झ्षनि मौम दछ्यम में अग्नि राशिस्थ सूर्य से दृष्ट 
हों तो शस्त्र बनाने वाक्रा, यदि शनि भौम दशम में अग्नि राशिस्थ गुरू से दृष्ट हों या शनि 
भौम, जछ राशिस्थ चन्द्रमा से दृष्ट हों तो विचित्र शास्त्र बनाने वाला, यदि शनि मौम, 
शुक्रराशिस्थ चन्द्रमा से दृष्ट हों या शनि मौम, चन्द्रराशिस्थ शुक्र से दष्ट हों या शनि 
भौम, बुधराशिस्थ शुक्र से दृष्ट हों तो पेटी बनाने वाछा और शनि मौम यदि शुक्ष- 
राशिस्थ बुध से दृष्ट हों तो जातक विचित्र लछोहे की दूषित वस्तु का निर्माण करने वाला 
होता है ॥१॥ 

विश्लेष- पुस्तक में 'कुजयोघंटक्मंकोहि' “इन्दोजंले” 'खेटाश्रितिस्प सितभन्नदशा 
सुबरतु” यह पाठान्तर है ॥१॥ 

२. मनु० जा० १५ अ० ३० इ्छो० । २. मनु० जा० १५ अ० ३१ इछो० । 


अध्याय ६, विज्वेष योग ३ 


अथ वाद्यवादनयोगः । 
अब आगे जिस योग में जातक बाजे बजाने वाला व नाचने वाला होता है, उसे 
बतलाते हैं । 
'केन्द्रे झेन्दुकुजेपु भागवदृशा बीणादि केन्द्र बिना 
जानीते पणबादि सौम्बसितयोहंद्दे स्वके वा मिथः 
जत्यज्ञोौडस्ति _ सगस्‍्थभौमघरणींसंस्थज्ञयोश्व_स्वभे 
शुक्रे क्षारयुगीक्षितेन मधुरो वर्गस्थितों वा मिथः॥१९॥ 
यदि जन्मपत्री में चन्द्र, मौम, बुध केन्द्र में शुक्र से दृष्ट हों तो बोणा बजाने वाला, 
यदि चन्द्र भोम बुध केन्द्र से भिन्न स्थान में थुक्र से दृष्ट हों तो जातक ढोल बजाने 
वाला, यदि बुध व शुक्र अपनी हद्दा में हों तो जातक नाचने वाला, यदि मकर राशि में 
चोये भाव में बुष भौम हों तो नाचने वाला, यदि स्वराशिस्थ शुक्र, बुध मौम से दृष्ट 
हों तो मीठे स्वर से गान करने वाछ्ा और बुध मौम अपने वर्ग में या बुध, भोम के वर्गं 
में तथा भौम बुध के षड्वर्ग में हो तो नाचने वाला जातक होता है ॥१॥ 
विद्योष--पुस्तक में 'शुक्रे चास्य युतीक्षणेन' यह पाठान्तर है ॥१॥ 
अथ अषज्यसूतिकादिकर्मयोग: । 
अब भागे जिस योग में जातक वैद्य व सूतिकादि कायं करने वाला होता है, उसे 
को हे बकेन्द्रच्युतारसितयोरमिंपगिन्दुदृष्टपा 
जीवाकंभे5बनिठ्ुते च शशीत्यशाले । 
ओमश्ञयोस्तु सितभे किछ सूतिकाज्ञो 
दृष्घन्त्रेण _कुरुते 'शिखिशास्त्रकर्म ॥ १॥ 
दृष्टया सिताकंसुतयोवू' षणाझेजार्तिदव्ता 
रवेनंयनरोगहरो विघुश्च । 
तद्घातुरोगहरणो गगनस्थकर्म 
खेटेः परस्परदशा सृद्तास्थिसन्धिः ॥ २॥ 
यदि जन्मपत्री में केन्द्र में मौम व शुक्र, चन्द्रमा से दृष्ट हों या पाठान्तर से द्विस्व- 
भाव राशि में छठे भाव में पापग्रह चन्द्रमा से दृष्ट हो या दशमेश भौम, गुरु या सूयं की 
राशि में चस्क्ममा से इत्यशाल योग करता हो तो जातक वेद्य होता है। यदि मौमया 
बुध दक्षमेश होकर शुक्र की राशि में चन्द्रमा से दृष्ट हो तो सूतिका कार्य का ज्ञाता वैद्य, 
या उक्त योग अन्य ग्रह से दृष्ट हो तो जातक रसायन बनाने वाला होता है ॥ १॥ 
विजेष--पुस्तक में 'पापः बष्ठे द्वितनुभे मिषणि' । 
यदि जम्मपत्री में शनि, शुक्र से पूर्ण दृष्ट हो या शुक्र, शनि को सप्तम दृष्टि से दृष्ट 
हो तो जातक अण्डकोश व अं की बिमारी को नष्ट करने वाला वेद्य, या शुक्र, सूयं से 
६. मनु० जा० १५ अ० ३२इछो० |... २. मनु» जा० १५ अ० ३३-३४ इ्ो० । 


घड होरासत्न 


हृष्ट हो या चन्द्रमा से दृष्ट हो तो आंखों के रोग को दूर करने वाला या दश्ममस्थ ग्रह से 
हृष्ट हो तो जातक मृदुू अस्थि ( हड्डी ) सन्धियों से युक्त होता है॥ २ ॥ 
पुस्तक में “वृषणा शिशोस्तु हन्तारिभेनयनरोगहरो विधेश्च । तद्बाहरोग- 
हरणो' मृदिताल्यिसंघ:” यह पाठान्तर है ॥ २॥ 
अथ भिक्षकयोगाः । 
अब आगे जिन योगों में जातक भीख माँगने वाला होता है, उन्हें कहते हैं । 
'ऋरेः केन्‍्द्रे केन्द्रहीनेश्च सोम्येरस्तासन्नेदुगंतः स्याच्च भिक्षुः 
पुण्येन्दुभ्यां ऋूरिताभ्यां कुजाक्यों रिन्‍्दोयुक्त्या खे बिना सौम्यहष्टिः ॥१॥ 
भऔमे रिष्फगते विधों च शनिना युक्ते कुजावेक्षिते 
इने सौम्यदृशा व्यये तु सहमेनाब्जेक्षिते ऋरिते। 
राकाद्शपयोव्ययारिगतयोः पापैश्च केन्द्रस्थिते- 
'न्दोः ऋरखगाम्तरे रिपुदशा ऋरणस्य मिक्षाटनम्‌ ॥ २॥ 
अत्रोपयुक्तमित्यशाल्स६मादिक मत्कृतद्दायनरत्नतो ज्ञेयम्‌ । 
इति विशेषयोगाध्यायः || ६॥ 
यदि जस्मपत्री में केन्द्र में पापग्रह हों या केन्द्र में ग्रहों का अमाव हो तो जातक 
दरिद्वी, यदि शुभग्रह अस्तासन्‍्न हों तो दुष्ट गति वाला भिखारी या पुण्य सहम व 
अन्‍्द्रमा पापग्रह से पीडित हों या चन्द्रमा से दशम में भौम, ध्वनि से हृष्ट हो या चन्द्रमा 
से दशम में शनि, मौम से हृष्ट और शुभग्रहों से अहृष्ट हो तो जातक भिखारी 
होता है ॥ १॥ 
यदि जम्मपन्नो में बारहवें माव में भौम पापग्रह से दृष्ट हो या चन्द्र मा शनि से युक्त 
तथा भौम से दृष्ट हो या बारहवें भाव में पुष्य सहमेश चन्द्रमा से व धुमग्रह से अदृष्ट हो 
या पूर्णिमा, अमावस्या का स्वामी छठे या बारहवें हो और केन्द्र में पापग्रह हों या 
चन्द्रमा पापग्रहों के मध्य में क्रूर ग्रह की श्षत्रु दृष्टि से हृष्ट हो तो जातक भीख माँगने 
बाला होता है॥ २॥ 
विशेष--पुस्तक में 'विधो चर शशिना' 'एकाहश्यपयो' यह पाठान्तर है ॥ ३॥ 
पृवोक्त योगों में इत्यशाल व सहमादि का ज्ञान मेरे द्वारा रचित हायनरत्न नामक 
प्रन्‍्ष से करना चाहिये । 
इस प्रकार विशेष योगों का वर्णन समाप्त हुआ । 
इति श्रीमद्ेवज्ञवयपण्डितदामोद्रात्म जबलभद्र वि रचिते होरारत्ने 
नाभसयोग-विश्वेषयोगाध्यायः पष्ठः॥ ६॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ देवज्ञघ्रेष्ट पं० दामोदर जी के पुत्र पं० बलमद्र द्वारा रचित 
होरारत्न ग्रन्थ का नाभस व विश्ेष योग संज्ञक छटा अध्याय समाप्त हुआ । 
इति श्रीमथुरावास्तव्यश्रीमद॒मागवताभिनवशुक पं० केशवदेवचतुर्वेदात्मजमुरल्ली- 
घरचतुर्वेदकृता षष्ठाघ्यायस्येन्दुमती हिन्दी व्याख्या पूर्णतां समधिगता ॥ ६ ॥ 
है. मनु» जा० १६ ज० ३-४ झ्छो० । 


<६ होरारत्न 
श्रीसत्याचायं जी ने बारहवें, छठे, आठवें माव में ग्रह का विपरीत फल होता है, 
ऐसा कहा है अब उसे बतलाते हैं । 
श्रीसत्याचायं जी का कथन है कि मावस्थ शुमभग्रह भाव फल की वृद्धि और पापग्रह 
भाव फल का विनाश करते हैं किन्तु आठवें, बारहवें और छठे माव में स्थित ग्रह 
उत्क्म से फल देते हैं अर्थात्‌ त्रिकस्थ ध्युभग्रह माव जन्य फल की अटष्टि और त्रिकस्थ 
पापग्रह माव जन्य फल की वृद्धि करते हैं॥ ३ ॥ 
अन्नादौ तनुभावविचारः । तत्र भावे कि विचारणीयमित्युक्त 
जातकाभरणे-- 
रूप तथा वर्णविनिर्णयश्च चिह्लानि जातिबंससः प्रमाणम्‌ । 
सुखानि दुःखान्यपि साहसख् लग्ने विलोक्यं खलु स्बमेतत्‌ ॥ ४॥ 
साराबल्याम्‌- 
'"पश्यन्‌ ग्रह: स्वछग्नं सब विदधाति सौख्यमर्थन्। 
प्रायो रृप्रियत्व॑ पाप: पाप॑ शुभोषपि शुभम्‌॥ ५॥ 
एकेनापि शुभेन न च पापेरिष्यते बहुमिः। 
'फत्रोणां वश्यः सुभगों दाक्षिण्यमहोदर्धिः प्रचुरमित्रश्ध ॥ ६॥ 
अन्द्रेक्षित बिछग्ने. सार्दृबवजल्पण्यभाग्भवेज्जातः । 
गुरुबुधशुक्रेलंग्ने निरीक्षिति भवति सब्जनः पुरुषः॥ ७॥ 
आर्यो विज्ञस्त्यागी नृपप्रसादेन रब्धसुखनिचयः। 
3साहससक्यामरुचिश्चण्ड: स्फुटबाक्‌ न चातिधमंरतः॥ ८॥ 
उदये कुजसंदृष्टे भवति नरः स्थूलल्ज्ञश्य । 
*भाराध्वरोगतप्ताः कुत्सितरमणीयुता बिश्ञुभाः॥ ९॥ 
मन्देक्षिते त्रिखग्ने मल्तिना मूर्साश्व जायस्ते। 
स्वर्भानुना च दृष्टे छग्ने पुरुषों भवेत्कूर:॥१०॥ 
बातब्याधिसमेतों नेत्रगदेः. पीडितश्चेब । 
"सर्बेगंगनश्रमणे दे छग्ने भवेन्महीपाल: ॥ १० ॥ 
बलिभिः समस्तसौख्यो विग्तभयों दी्घजीवी च। 
'छग्ते त्रयोषि गदशोकविवर्जितानां 
कुबंन्ति जन्मशुभदाः प्रथिबीपतीनाम्‌। 
पापास्तु रोगभयशोकपरिप्छुतानां 
अन्मप्रदाः सकछलोकतिरस्कृतानाम्‌ ॥ १९॥ 





| इलो०। २. सार ० ३४ ग० २ इछो०। 
३. सारा० १४ अ० ३ इलो० । ४. सारा० ३४ ० ७ झ्ो० । 
५. सारा० ३४ ज० ११ इठो०। ६. सारा० ३४ म० १२ इछो ०। 


अध्याय ७, प्रथमभावविचार <८७ 


"हग्नात्पष्टमथाष्टम॑ यदि झुभाः पापेश्न युक्तेक्षिता 
अन्‍्त्री दण्डपतिश्व भूपतिरपि स्त्रीणां बहूनां पतिः। 
दीर्घायुगंदवर्जितों गतभयों छम्नाधिपों वा भवेत्‌ 
सच्छीढो यबनाधिराज कथितो जातः पुमान्‌ सौख्यभाक्‌ ॥१२॥ 
स्वगृहोच्चसौम्यवर्ग ग्रहहः फल पुष्टमेब विद्धाति। 
नीचाकंरिपुगृहस्थो. विगतफलछः.. कीर्तितों. मुनिभिः॥१४॥ 
अथ शारीराकारादि ज्ञानम्‌ । तत्र बराह:*-- 

छग्ननवांशपतुल्यतनुः स्याद्‌ बीयंयुतग्रहतुल्यतनुर्ब्रा । 

चन्‍्द्रसमेतनवांशपवर्णः कादि बिल्ग्नविभक्तभगात्र:॥१५॥ 

अस्याथथे: | जन्मकाले यद्राशिनबांशों भवति तश्य यो ग्रहः स्वामी तस्य 
अ्रहयोनिभेदेध्याये यादझं स्वरूप निरूपितं तत्स्वरूपों जातो भवाति | 

अथवा सबपिक्षया यो ग्रहः सबलूस्तदाकारों भवति। अयब््च पक्षों 
नवांशराशेनिंबंलत्वे । चन्द्रसमेति। चन्द्रो यद्राशिनबांझे भवति तत्स्वामिनो 
थो बण॑स्तादशो बर्णः जातस्य भवति। अयग्व जातिकुलदेशान्‌ बुध्वा 
वक्तव्म। यथा काश्मीरे बहुधा गौराः हवसदेशे श्यामा एवं भवन्ति तदुक्त 
सूक्ष्मजातके-- 

“बलिनः सहशी ूर्तियु ध्वा बा जातिकुलदेशान' 

कादीति। कादिषु शीष॑मुखाद्यज्ञेपु विछग्नादुविभक्तानि भानि यब्मिन्‌ 
ताहश्॑ गात्र॑ यस्येति। तद्यथा। छस्नं शिरः छप्नाद्‌ द्वितीयों राशिबंकत्र॑, 
तठृतीयो बाहुरित्यादिकालपुरुषान्नक्रमेणेब छग्नादीनां पुरुषाज्ञ विभागों 
बोध्यः। प्रयोजनम्च यत्राज्ञे अल्पप्रमाणराशावल्पराश्यधिपो ग्रहों भवति स 
तदाज्ञान्यल्पत्वकृदूभवति । दीघराशौ दीर्घराश्यधिपो ग्रद्दों भवति तदब्न- 
स्थ दीघत्व॑ भवति । दीघराश्यधिपोः्ल्पराशिव्यबस्थितों यदि तदा तदज्ञस्य 
अध्यत्वकृत्‌। अल्पराश्यधिपों यदि दीघेराशों व्यवस्थितस्तदापि तदक्लमध्य- 
त्वकृत्‌। यदि च तन्न बहबो ग्रह्मास्तदा बछबदूग्रहवशान्निणंयः। यदि च न 
को5पि ग्रहस्तदा राशिप्रमाणमेब।ाज्नं वाच्यमिति। 

अब क्षागे प्रथम माव के विचार को कहते हैं। पूर्व में जातकामरण के आधार 
पर रूग्न भाव से किन किन वस्तुओं का विचार होता है इसे बताते हैं । 

जातकाभरण नामक अ्रन्य में कहा है कि लग्न से मनुष्य के रूप, वर्ण ( रज् ) 
चिन्ह, जाति, अवस्था, सुख, दु:ख और साहस का विचार करना चाहिये ॥ ४ ॥॥ 

सारावली में कहा है कि यदि जन्म के समय में कोई भी ग्रहलम्नस्थ अपनों राहि 
को देखता हो तो जातक समस्त सुख्तों को प्राप्त करने वाछा, धनी और प्राय: राजा 


२. सारा० ३४ म० १३ इ्लो० । २. ब० जा० ५ अ० २३ झ्लो० । 


<्द होरारत्त 


का प्रिय होता है । यदि लग्न शुभग्रह से दृष्ट हो तो शुभ फछ और पापग्रह से दृष्ट हो तो 
अशुभ फल होता है ॥ ५॥ 

यदि एक भी शुम ग्रह से दृष्ट छम्त हो तो शुभ फल अर्थात्‌ अभीष्ठ की सिद्धि 
होतो है और अधिक पाप ग्रहों से हृश्ट रम्न अश्युभ फलदायी या यों समझिये इष्ट फल- 
दायक नहीं होता है । 

यदि जन्म लग्न, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक स्त्रियों के वज्षीभूत सुन्दर माग्यवानू, 
चतुरता का समुद्र अर्थात्‌ परम चतुर, अधिक मित्रों से युक्त, सरलकू स्वभाव का और 
जल का व्यवसायी होता है ॥६-६३ ॥ 

विद्योष--प्रकाशित सारावली में 'प्रचुरकोश:” 'पष्यवान्‌' यह पठान्तर है ॥६-६३॥ 

यदि जन्म के समय में रूम्न, गुरू शुक्र, बुध से दृष्ट हो तो जातक सज्जन, श्रेष्ठ, 
दिद्वानू, त्यागी, राजा की कृपा से सुख्ों को प्राप्त करने वाला होता है ॥ ६३-७१ ॥ 

यदि जन्म के समय में छम्त, मौम से दृष्ट हो तो जातक साहसी, युद्ध में इच्छा 
रखने वाला, उप्र, स्पष्ट वक्ता, अधिक धमं में अनासक्त और स्थूछ छिज्गधारी होता 
है ॥३३-८१॥ 

विशेष--प्रकाशित सारावलछी में 'स्फुटबान्धवो:तिघमंरत:” 'स्थूलशोफश्च” यह 
पाठान्तर प्राप्त है । तथा बुध, गुरू, शुक्र को दृष्टि के फछ भो पृथक पृथक्‌ उपलब्ध होते 
हैं ॥७१-८३॥ 

यदि जन्म के समय छूम्त, द्नि से हृष्ट हो तो जातक वजन व मिर्गी रोग से पीडित, 
दूषित स्त्री से युक्त, अशुमी, मलिन व मूर्ख होता है ॥८३-९१॥ 

विशेष--भ्रकाशित सारावली में “कुद्ध वृद्धस्त्रिया युता बिसुखा:” यह पठान्तर प्राप्त 
है ॥८३-९३॥ 

यदि जन्म के समय में छम्त, राहु से दृष्ट हो तो जातक ऋर, वायुरोग से युक्त 
भर आँख की बोमारी से पीडित होता है । 

यदि जन्म के समय में बली समस्त ग्रहों से छम्न दष्ट हो तो जातक समस्त सुखों 
से युक्त, निर्मीक, दीर्घायु राजा होता है ॥९३-११॥ 

अब आगे लूग्तस्थ तोन शुभ व पापग्रह के फल को बताते हैं । 

यदि जन्म के समय में तीन शुभ ग्रह रूम्न में हों तो जातक रोग व शोक से हीन 
राजा होता है। यदि तीन पापग्रह रूग्त में हों तो जातक रोग, श्लोक, मय से व्याप्त 
और समस्त जनों से तिरस्कृत होता है ॥१२॥ 

विज्येष--प्रकाशित सारावली में “त्रयो विगतश्ोकविवद्धितानां' 'बह्दाशिनां सकल' 
यह पठान्तर प्राप्त है ॥१२॥ 

अब आगे लग्न से ६,८ में स्थित शुभग्रह, पापग्रह से दृष्ट व युक्त होने पर जो फल 
होता है, उसे कहते हैं । 

थदि जन्म के समय में छठे, सातवें, आठवें भाव में शुभ ग्रह या छग्नेश पापग्रह से 
हृष्ट या युक्त हो तो जातक सचिव, न्यायाधीश, राजा, अधिक स्त्रियों का पति, दीर्षायु, 





अध्याय ७, प्रयमसावविचार घर 


रोग से रहित, निर्भीक, सुशीक और सुखी होता है। ऐसा यवनाधिराज का कथन 
है ॥१३॥ 

विज्लेष--प्रकाशित सारावडी में “लम्नात्यष्ठमदाष्टमे' “पापैन॑ युक्तेक्षिता:' 'क्षितेरधि- 
पत्ति:' “लग्नाधियोंगे भवेद” यह पठान्तर प्राप्त है ॥१३॥ 

अब आगे लम्तस्थ ग्रह के फल कथन में विशेष ध्यान देने योग्य बात को 
बताते हैं । 

यदि जन्म के समय में लम्नस्थ ग्रह अपनी राशि में या उच्च राशि में या शुभ 
प्रह के वर्ग में हो तो पूर्ण फल प्रदान करता है । 

यदि लम्नस्थ ग्रह नोच राशि में या अस्त या छत्रु की राश्षि में हो तो फल देने 
में असमर्थ होता है ॥ १४ ॥ 

विज्येष--प्रकाशित सारावलो में--'नीचक्षेरिपुगृह' यह पाठास्तर प्राप्त है॥ १४॥ 

अब भागे जातक के शरीर का आकारादि कँसा होना चाहिये, इसे वराहमिहिरोक्त 
बृहज्जातक के वाक्य से कहते हैं। 

जन्मकाल के समय जिस राशि का नवांश रूम्त में हो उस राशि के स्वामी ग्रह 
के समान ग्रह योनि भेदाध्छाय में कथित उसके स्वरूप के समान जातक का स्वरूप 

है। 
के जन्माउज़ में जो सबसे बली ग्रह हो उसके समान जातक का स्वरूप 
होता है। यह पक्ष उसी समय ग्रहण करना चाहिये जब कि नवांश राशि निबंल हो । 

बर्ण--जस्म के समय में चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में हो उस राशि का जो 
स्वामी ग्रह हो उसके वर्ण के समान जातक का रज़ होता है। वर्ण का ज्ञान जाति 
व कुल देश को जानकर करना चाहिये । जंसे काइमीर देश में अक्सर गौर ( सफेद ) 
रज़ के और हवस देश में प्राय: काले रज़ के मनुष्य ही होते हैं । 

आचाये वराह ने रूघु जातक में कहा है कि जन्म के समय में जाति, कुछ व देश 
को जानकर बलवान ग्रह के तुल्य जातक का वर्ण कहना चाहिये । 

आगे वर्णित दलोक के अनुसार मस्तकादि अज्ों में छग्नादि राशियों द्वारा विमाजित 
जातक के अवयबों को जानकर उन अज्जों का फल कहना चाहिये | इस अज्भू विमाग का 
यह मतलब है कि शीर्षादि स्थान में जिस स्थान में अल्प प्रमाण राशि हों या अल्प प्रमाण 
राष्टि का स्वामी ग्रह हो वह जातक का अवयव छोटा होता है। यदि दोघ॑ राशि में 
दीर्घ राशि का स्वामी ग्रह जिस अवयव में स्थित हो वह अवयव जातक का बड़ा 
होता है! 

यदि दीघ॑ राशि का स्वामी ग्रह अल्प राशि में स्थित हो या अल्प राधि का 
स्वामी ग्रह दीघ॑ राशि में हो तो वह मध्यम होता है अर्थात्‌ न छोटा न बड़ा होता है। 
यदि एक राशि में अधिक ग्रह हों तो उनमें जो बछी हो उसके आधार पर अज्भ का 
ज्ञान करके कहना चाहिये । यदि किसी राशि में कोई ग्रह न हो तो राशि के प्रमाण- 
वश ही उस अवयव को जानना चाहिये।॥ १५ ॥ 


० होरारत्न 
अथ ब्रणचिह्नज्ञानम्‌। 
तत्र बराह: 
क॑ दृच्छोत्रनसाकपोलहनवो बकत्रद्ब होरादय- 
स्ते कण्ठांसकबाहुपाश्बहदयक्रोडानि नाभिस्ततः 
बस्तिः शिश्नगुदे ततश्व वृषणावूरू ततो जानुनी 
जडवासुप्रोत्युभयत्र वाममुदितं द्रेष्काणभागेश्रिधा॥ १६॥ 
तस्मिन्‌ पापयुते ब्रणः झुभयुते दृष्टे च छक्ष्मादिशेत्‌ 
स्वक्षांशस्थिरसंयुते तु सहजः स्यादन्यथागन्तुकः 
मन्दे5शमानिछजो5ग्निशस्रविषजो भौमे बुचे भूभुवः 
'सूर्य काप्नचतुष्पदेन द्विमगौ शज्ञपब्जजो5स्ये: शुभम्‌ ॥ १७॥ 
अन्नेदं तात्पय॑ त्रिंशदंशात्मकस्य छम्नस्य हि त्रयो द्रेष्काणाः । तत्र प्रथम- 
द्रेष्काणे उदयति छग्नादिद्वादशभावक्रमेण मस्तकाद्ज्ञविभागः 
तद्यथा-छग्तराशिः क॑ शिरः, ड्ग्नादृद्टिबांदशे दृशौ नेत्रे, ठृतीये- 
कादशे श्रोत्रे, चतुर्थशशमे नासिके, पर्चमनबमे कपोछो, पच्चाष्टमौ 
इनू , सप्तमों बक्‌त्रम्‌। एवं द्वितीये द्रेष्काणे उद्यति कण्ठाद्यज्ञविभागः | 
था-- 
हि छग्न॑ कण्ठं, द्वितीयद्वादशौ स्कन्धौ, ठतोयेकादशे बाहू, चतुर्थदशमों 
पाये, पद्बमनब॒मो हृदय, पष्ठाष्टरौ उद्रभ।गौ, सप्तमो नाभिरिति । 
अथ तृतीयद्रेष्काणे उदयति बस्त्याग्यज्ञविभागः | तद्यथा-- 
छग्न॑ बस्ततर्नाभ्यधोभागः, द्वितीयद्वादशौ शिश्नगुदौ शिश्नगुदयो- 
दृक्षिणभागो द्वितोयः, द्वादशों बाम इति, ततीयेकादशौ बृषणौ, 
चतुर्थदशमावूरू, पव्चमनवमौ जानुनी, पष्ठाष्टनो जरूघे, सप्तमः 
पादद्वयम्‌ । के 
बामदक्षिणाज्नज्ञानाथंमाह--वाममुदितरिति । सप्तमभावस्यानुद्तांश- 
मारभ्य छम्नोदितभोग्यं यावदूबामाज्नविभाग:, अथर्दिवापरार्थे दक्षि- 
णो5ज्लविभागः। तद्यथा-पूर्ब॑ द्वितीयद्वादशभावौ दृशौ तत्र द्वितीय- 
दक्षिणाक्षविभागे सक्त्वात्‌। द्वितीयों दक्षिणा दृक्‌ द्वादशस्य बामाज्ञ- 
विभागे सक्त्वाद्‌ द्वादशो बामदृगेबमग्ने शक्रोत्रादीनां बामदक्षिणाक्ष- 
विभागो ज्ञेय: । 
एतस्याज्ञविभागस्यथ प्रयोजनमाह--तस्मिन्‌ पापयुत इत्यादि । 
आगगन्तुको त्रणस्तु यद्प्रहकृतो भवति तादूशो त्रणस्तदूग्रहदशायां बाच्य 
इति ज्ञेयम्‌ । 


ई. ह० जा० ५ अ० २४-२५ इछो० । 





अध्याय ७, प्रथमभावविचार 3 


द्रेंष्काण विभाग वश जिस अज़ में पापग्रह हों उसमें चोट या घाव होता है। यदि 
पापग्रह शुभग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो तिक मसादि होता है। यदि वह तिल मसादि 
करने वाला ग्रह अपनी राश्षि अपने अंश में हो अथवा स्थिर राश्षि में या स्थिर राशि 
के नवांश में हो तो उस अज्भ में तिछ मसा आदि चिह्न जन्म से ही होता है। यदि 
ऐसा न होकर इसके विपरीत हो तो भविष्य में अर्थात्‌ पीछे चिह्न होगा । ऐसा सझमना 
चाहिये । यदि ब्रण करने वाला शनि ग्रह हो तो पत्थर से या वायु जन्य रोग से, यदि 
भौम ब्रण करने वाल्ला हो तो अग्नि से या छास्त्र से या विष से चिह्न होगा । यदि बुध 
हो तो भूमि में गिरने से या मिट्टी मारने से, सूर्य हो तो काष्ठ से या पशु से, चन्द्रमा 
हो तो सींग वाले या जल जन्तु से ब्रणादि होते हैं। गुरू शुक्र शुम होते हैं. ब्रण कारक 
नहीं होते हैं ॥॥ १७ ॥ 

अब आगे घाव के ज्ञान को बतलाते हैं । 

यदि कुण्डली में वाम वा दक्षिण जिस विमाग में बुध के साथ तीन ग्रह हों उस 
अज्जु में अवश्य चिह्न होता है। उन ग्रहों में मी जो विशेष बली अर्थात्‌ सबसे बलवान 
हो उसकी द्षा में व्रणादि चिन्ह कहना चाहिये । 

यदि छठे माव में कोई पाप ग्रह हो तो पूर्वोक्त काछू पुरुष के शरीर विभाग के 
भ्राधार पर उस भाव में जो अवयव हो उस शरीरावयव में चिह्न समझना चाहिए । 
यहाँ भी पष्ठस्थ पापग्रह यदि स्थिर राशि व स्थिर राशि नवांश में या अपनी राशि या 
अपने नवांद् में हो तो जन्म से अन्यथा पीछे ब्रणादि का चिह्न होता है। यदि पापग्रह 
शुभग्रह से दृष्ट हो तो तिछू या मसा और पापग्रह धुमग्रह से युक्त हो तो छहसन होता 
है॥ १८॥ 

अब आगे ब्रण चिल्नों का ज्ञान जातक मुक्तावछी नामक ग्रन्थ के आधार पर 
कहते हैं। 

यदि कुण्डली में छम्त से सप्तम माव में मौम वा शुक्र वा गुरू हो तो जातक के 
मस्तक में अवश्य चिन्ह होता है ॥ १९ ॥ 

यदि कुण्डलो में लूम्न में शुक्र वा भौम वा चन्द्रमा हो तो जातक के मस्तक में 
आारहवें वर्ष में अग्ति से चिह्न होता है ॥ २० ॥ 

यदि कुण्डली में लग्न से अ्रष्टम भाव में राहु और छम्न में शुक्र हो तो जातक के 
बायें कान में अवश्य बिह्न होता है॥ २१॥ 

यदि कुण्डली में लग्न से सप्तम में राहु और छम्न में गुरू हो तो जातक के बाँयें 
हाथ में चिह्न होता है ॥ २२ !॥ 

यदि कुण्डली में लग्न से बारहवें या आठवें भाव में शुक्र और रूम्त में गुरू हो तो 
जातक के हाथों में चिह्न होता है ॥ २३ ॥ 

यदि कुण्डली में तीसरे या छठे या ग्यारहवें मोम हो और भौम के साथ शुक्र 
हो तो जातक की बायीं बगल में हाथ के समीप चिह्न होता है ॥ २४ ॥ 


श्ड होरारत्न 

यदि कुण्डली में बुध शनि लग्न में हो या सूय्यं दश्मम में हो तो दाहिनी बगल में 
जातक के चिन्ह होता है ॥३५॥ 

यदि कुण्डली में लम्न में मौम या बुध हो और राहु छठे या पांचवें या नवें हो तो 
जातक के लिज् या गुदा में तिक्त मसादि का चिन्ह होता है ॥२६॥ 

यदि कुण्डली में पाँचवें या नवें भाव में शुक्र और गुरू व बुध अष्टम में तथा सप्तम 
या चोथे भाव में शनि हो तो जातक के पेट में चिन्ह होता है ॥२७॥ 

यदि कुण्डली में दूसरे माव में शुक्र व अष्टम में धूयं और दक्षम माव में राहु 
डनि हों तो जातक को नाभि में चिन्ह होता है ॥२८॥ 

यदि कुण्डली में दशम माव में गुरू व दूसरे में चन्द्रमा और तीसरे भाव में शुक्र 
व राहु हों तो जातक की कमर में चिन्ह होता है ॥३९॥ 

यदि कुण्डली में बारहवें माव में गुरू व तीसरे छठे म्यारहवें भाव में बुध और नवम 
भाव में चन्द्रमा हो तो जातक को गुदा में चिन्ह होता है ॥३०॥ 

यदि कुण्डली में चतुर्थ माव में शुक्र राहु व छम्त में मौम शनि हों तो जातक के 
टकुना में या पैर वा हाथों में मछली का चिन्ह होता है ॥३१॥ 

अब आगे यवनाचायं जी द्वारा कथित चिन्ह योगों को बताते हैं । 

यदि कुण्डली में छम्तस्थ पापग्रह नीच राशि में शुभ ग्रह से रहित हो तो जातक 
काले दांत वाला, कत्तंव्यहीन और चुगलछखोर होता है ॥३२॥ 

यदि कुण्डली में दूसरे भाव में मौम व चौथे में शनि, या बारहवें में शत्रु के नवांश 
में हो तो जातक पागछ, सब जगह निन्‍्दनीय और स्मरण शक्ति से हीन होता 
है ॥३३॥ 

यदि कुण्डली में मौम से पाँचवें या नवें माव में सूयं हो और शनि, बुध की राधि 
में हो तो जातक लम्बी जानु वाला, स्वरूपहोन और साहस प्रेमी होता है॥३४॥ 

यदि कुण्डली में अष्टम भाव में शनि और बारहवें भाव में मौम हो तो जातक घाव 
युक्त, निरन्तर स्वरूपहीन, सम्तान से रहित, चुगलखोर और पाप में अनुरक्त होता 
है ॥३५॥ 

यदि कुण्डली में शुभग्नह के नवांश में बुध छम्न में हो तो जातक की भाँल, मुख, 
कन्धा और छाती सुन्दर होती हैं । 

यदि रम्न में चन्द्रमा की राशि हो तो हाथ व धाय शुभ तथा बुध का त्रिशांश हो 
तो जातक सुशील होता है ॥३६॥ 

यदि कुण्डली में बुध के द्वादशांश में लम्त हो तो जातक की जानु व पसुली सुन्दर 
होती है । यदि शुभग्रह से दृष्ट रम्न हो तो जातक अभीष्ट पराक्रमी व ओजस्वी होता 
है ॥३७॥ 

गर्गे;-- 

प्रचण्डरूपो विकलेक्षणइच भवेन्निशान्धः किल बुद्बुदाक्षः । 

कण्ठे ग्रह: स्थान्मद्रक्तनेत्रो रबौ तनुस्थे रूघिरेक्ष णः स्थात्‌ ॥३८॥ 


अध्याय ७, प्रथमभावविचार ९५ 


पूर्ण शीतकरे छग्ने सुरूपो घनवान्मदुः। 
असंपूर्ण तु॒मछिनों मन्दवीर्यों भवेत्सदा॥३९॥ 
गोमेषककंटे लगने चन्द्रस्थे _ रूपचान्‌ घनी। 
जडता व्याधिदारिद्रथं झेपक्ष कुरते शशी॥४०॥ 
गुदरोगी बहन्नाभिः कुब्ज॑ कुष्ठादिसंयुतः। 
मध्यदेशे भवेदूव्यज्ञ: स त्राच्यो छग्नगे कुजे ॥४१॥ 
सुमूर्तिनिंपुणः शाल्तों मेघावी च प्रियंबदः। 
विद्वान दयाडुरत्यर्थ बिना करे बुघे तनो॥छरा 
कबिः सुगीतः प्रियद्शनः झुचिर्दाताथ भोक्ता नृपपूजितश्च | 
सुखी च॒ देवाचनतत्परश्च घनी भवेद्देबगुरी तनुस्थे ॥2३॥ 
बाचाछः सत्यशीलाह्यो. बिनोतो गोततत्परः। 
काव्यशास्त्रबिनोदी च धार्मिको छग्नगे भ्रगो॥४४॥ 
कण्दूतिदुर्नामकफप्रवृत्तिलंग्ले शनौ स्थात्सततं नराणाम्‌। 
होनाधिकाक्ञ॒त्वमथ प्रदेशे काछान्तरे बातगदः सदेव ॥ ४५॥ 
सर्वाक्लरोगी विकलः कुमूर्तिः कुचेल्घारी कुनखी कुरर्मा। 
अधार्मिक: साहसकमंदक्षों रक्तेश्नणअन्द्ररिपों तनुस्थे॥४६॥ 
राहौ छग्नगते जातः सक्यो यत्र कुत्रचित्‌। 
सिंहकर्किण मेषे च॒ स्वर्णछाभाय मज्नछः॥ ४७॥ 
यस्थ छग्नोपगः केतुस्तस्थ भार्या विनश्यति। 
बहुरोगस्तथा व्याधिरमिंथ्यावादी च जायते॥ ४८ ॥ 
तुलाकोदण्डमीनानां. छग्नसंस्थ: शनेश्चरः। 
करोति भूपति जातमन्यराशौ गतायुषम्‌॥ ४९॥ 
इति चिह्नज्ञानम । 
अब आगे गर्गोक्त वाक्यों से रू्नस्थ ग्रहों के फछ को बताते हैं । 
सूर्य--यदि जन्म के समय में छग्न में सू्य हो तो जातक प्रचण्ड स्वरूप, अशान्त 
अल वाला. रात्रि में अस्था, बुदबुद ( पुनः पुनः खुलने व सूँदने वाले ) नेत्र 
वाला, कण्ठ में पीड़ा वाला, नशें से छाल आँख वाला और क्रोध भरो छाल आँखों से 
युक्त होता है ॥ ३८ ॥ 
चन्द्रमा - यदि जन्म के समय में छूम्त में परिपूर्ण चन्द्रमा हो तो जातक स्वरूप- 
बाबू, धनी, सरक और अपूर्ण चन्द्रमा लग्तस्थ हो तो जातक दूषित और अल्प पराक्रमी 
होता है ॥ ३९ ॥ 
यदि लम्नस्थ चन्द्रमा मेष या वृष या कक राष्ति में हो तो जातफ रूपवान्‌ और 
धनी शोष राशियों में चन्द्रमा हो तो जातक मूखं, रोगी और दरिद्री होता है ॥ ४० ॥ 


छ अध्याय ७, प्रथमभावविचार र्७ 


एवं शुभफलूस्थोक्तो निर्णयो भाषनार्थतः। 

अशुभस्य क्षयस्तस्मिन्‌ सबले विबछे चयः॥ ५३॥ 

तीब्रो १ दृढाज्ञों २ बह्काशी ३ रोगी ४ छावण्यवर्जितः ५। 

अन्घो ६ दीर्घो5>थ जांटछो5८घिकाज्नो ९ हीनकाज्नकः १०॥ ५४॥ 

दीनः ११ स्थान्नीतिरदितः १२ सूर्य तनुगते क्रमात्‌। 

पूर्ओो १ मनोदरः २ स्वच्छ ३ क्षीणो ४ राज्यन्धतान्बितः ५॥ ५५॥ 

तिमिरांशो5६तिसुभगः ७ सुमुखो ८ रम्यकेशकः ५। 

स्थूलास्यों १० दीघयुछनासः ९१ शुभेष्टो5१२ब्जे तनुस्थिते ॥ ५३॥ 

रक्तनेत्रों ९ चिपिटदृकू २ ककशाक्षा5न्‍्थतायुतः ४। 

नक्तान्ध५स्तिमिरोपेतो ६ ऋरहक्‌ ७ स्थूरछोचनः ८॥ ५७॥ 

नेत्ररोगी ९ दूरदर्शी १० कुदृष्ट: ११ सविधेक्षणः १२। 

जन्मन'हक्‌ फर्ल भौमे तनुभावस्थिते क्रमात्‌॥ ५८॥ 

सबक्रनासिकायुक्तः १ सुल्म्बोष्ठस्तु २ कान्तिमान्‌ ३। 

दुर्गन्धाउस्यों ४ दीर्घजिह्लो ५ दीघंकर्णोडसतालकः ७ ॥ ५९ ॥ 

शुश्रकण्ठो5८तिसुभगः ९. करालः १० चपल: ११ तथा। 

मेदोबृद्धय तिपुष्टाक्ञो १९ बुधे स्यात्तनुभावगे ॥ ६०॥ 

सुन्दरः १ सुन्दरकरः २ सुकूर्चा ३ रोगवर्जितः 9। 

सुजझः ५ सुभूषः ५ सद्बात्र: ७ सुनाभिकटसंयुतः <॥ ६१॥ 

झुभोरुः ९ क्रोडरोगी च १० पाण्डुरोग ११ समान्‍्बतः। 

सुल्कज्तातिसौभाग्यसं युतः १९ तलुगे गुरो ॥ ६२॥ 

स्वास्थजानुः १ सुकरपा २ ह्विभक्ताज्नी5३ल्‍्पकेशकः ४। 

खलल्‍बाटों ९ बहुरोगाढ्यो ६ कार्तिसौभाग्यसंयुतः ७ ॥ ६३ ॥ 

सुमुखइच - सुरूपश्च ९ कुब्जो5१०प गतगन्धवान्‌ ११॥ 

लेत्राभरामों १९ शभ्रगुजे क्रमेण तनुभावगे॥ ६७॥ 

झ्यामवर्णो १ भिन्नत्र्णो २ भिन्नाज्नों ३ अमकाशवान ४। 

कफानिलाक्यः ५ पित्तद्यों ६ गोरः ७ सततरो5स्थिवान्‌ ८॥ ६५ ॥ 

पीबरः ९ स्थूछनखता सूक्ष्मताभ्यां समन्वित: १०। 

स्थूलदस्तो ११ दीघेजानुः १९ शनौ स्यात्तनुभावगे ॥ ६६ ॥ 

अब आगे यवनोक्त लम्नादि मावों के विशेष फल को कहते हैं। प्रथम लम्तस्थ 
विशेष फल को कश्यप जातक के वाक्‍यों से बतछाते हैं । 
झूम्तस्थ कोई भो ग्रह १ अपनो उच्च राशि, ३ उच्च राहि नवांश, ३ शुभग्रह के 

बगं में ४ नीचराश्ि में, ५ नीचराशि के नवांश में, ६ पापग्रह के वर्ग में. ७ मित्र राशि 
में, ८ मित्र राशि के नवांश में, ९ वर्गोत्तम में, १० झत्रु को राश्षि में, ११ शत्रु 


द्द होरारत्त 


राशि के नवांश में १२ और अपनी राशि में इस प्रकार बारह परिस्थितियों में छम्नभाव 
जन्य यवनाचायंजी द्वारा कथित रूग्नेश की बल्तता या निबंछता के आधार पर पूर्णापूर्ण 
फल शुभग्रह का होता है। यदि शुभग्रह पापग्रह से युक्त हो तो फल देने में असम 


होता है। 
यदि लम्नस्थ पापग्रह बली हो तो फल का क्षय और .निबंछ हो तो फल की वृद्धि 
होती है ॥ ५०-५३ ॥ 


सूघं-- यदि लम्नस्थ सूर्य अपनी उच्चराक्षि में तो जातक १ तोला यदि उच्च राधि 
नवांश में हो तो २ मजबूत शरीरवाछा, यदि शुभग्रह के वर्ग में हो तो ३ अधिक खाने 
बाला, यदि नीच राशि में हो तो ४ रोगग्रस्त यदि नीच राशि के नवांश में हो तो ४ 
धुन्दरता से होन, यदि पापग्रह के वर्ग में हो तो ६ अन्धा, यदि मित्र की राशि में हो तो 
७ हू्बा, यदि मित्र राशि के नवांश में हो तो ८ जटिल, यदि वर्मोत्तम रा्षि में हो तो 
९ किसी दारीर के अवयव की अधिकता से युक्त, यदि झत्रु रा्षि में हो तो १० किसी 
शरीर के अवयब से हीन, यदि कात्रु राक्षि के नवांश में हो तो ११ दीन और 
यदि अपनी राशि में सूर्य लूम्न में हो तो जातक १२ नोति से रहित होता 
है ॥९४-५०३ ॥ 

अम्त्र- यदि रम्न में उच्च राशि में चन्द्रमा हो तो जातक १ मन को इच्छाओं से 
समस्त रीति से परिपूर्ण, यदि उच्च राशि के नवांश में हो तो ३ सुन्दर, यदि शुभ 
बग॑ में हो तो ३ स्वच्छ ( पवित्र ), यदि नीच राष्षि में हो तो ४ क्षोण ( ह्ासोन्‍्मुख ), 
यदि नीच राश्षि के नवांश में हो तो ५ रात्रि में अन्धा होने वाला या यों समझिये रतोंदी 
वबाछा, यदि पापग्रह के वर्ग मे हो तो ६ अन्धकार से युक्त, यदि मित्र की राध्षि में हो 
तो ७ अत्यन्त भाग्यशाली, यदि मित्र राशि के नाश में हो तो ८ सुन्दर मुखबाला, यदि 
बर्गोत्तम राक्षि में हो तो ९ सुन्दर बार वाल्ला, यदि द्ात्रु राशि में हो तो १० स्थूल मुख, 
यदि वात्रु राश्षि के नवांश में हो तो ११ रूम्बी नाक वाला और लम्तस्थ चन्द्रमा यदि 
अपनी राक्षि में १२ हो तो जातक शुभ इच्छा करने वाला होता है॥ ५४१-५६ ॥ 

भौस-- यदि लमग्तनस्थ भौम उच्च राशि में हो तो जातक १ छाल बाँख वाला, यदि 
उच्च राशि के नवांध में हो तो २ चिपिटी आँख वाला, यदि शुभ राशि वर्ग में हो तो 
३ कठोर दृष्टि वाला, यदि नीच राशि में हो तो ४ अन्धा, यदि नीच राशि के नवांश में 
हो तो ५ रतोंदी वाला यदि पापग्रह के वर्ग में हो तो ६ अन्धकार से युक्त, यदि मित्र की 
राष्ति में हो तो ७ कठोर दृष्टि बाला, यदि मित्र राशि के नवांश में हो तो ८ स्थूल नेत्र 
वाला, यदि वर्गोत्तम राशि में हो तो ९ आँखों का रोगी, यदि झात्रु की राशि में हो तो 
१० दूरद्शी (विद्वान), यदि क्षत्रु राश्चि के नवांश में हो तो ११ दृषित दृष्टि बाला और 
लूम्नस्थ भौम णदि अपनी राश्षि में हो तो जातक पास से देखने वाल्ला या या समझिये 
पास ( नजदीक ) की दृष्टि वाला होता है । ५४-५८ ॥ 

बुध यदि लम्नस्थ बुध उच्च राशि में हो तो १ टेढ़ो नाक वाला, यदि उच्च 
राष्षि के नदांध् में हो तो २ सुन्दर लम्बे ओष्ठ बाला, यदि शुभग्रह के वर्ग में हो तो ३ 


अध्याय ७, प्रथमभावविचार ९९ 


तेजस्वी या शोमा से युक्त, यदि नीच राशि में हो तो ४ मुख में दुगंन्‍्ध वाला, यदि 
नीच राशि के नवांश में हो तो ५ लम्बी जीम वाला, यदि पापग्रह के पड़वरग्गं में हो 
तो ६ हूम्बे कान वाला, यदि मित्र की राशि में हो तो ७ तलवार के समान हरूम्बे 
तलबे वाला, यदि मित्र राशि के नवांश में हो तो ८ उद्योप्त गले वाला, यदि वर्गोत्तम 
में हो तो ९ अधिक माग्यवान्‌, यदि छात्रु की राश्ति में हो तो १० बड़े दाँत वाला या 
भयक्ूर, यदि श्षत्रु राशि के नवांश में हो तो ११ चपलछ और लरम्तस्थ बुध यदि अपनी 
राशि में हो तो जातक मांस की अधिकता से पृष्ट (स्थूछ ) शरीरघारी होता 
है ॥ ५९-६० ॥ 

गुरू -- यदि लग्तस्थ गुरू उच्च राशि में हो तो जातक १ सुन्दर, यदि उच्च राशि 
के नवांक्ष में हो तो २ सुन्दर कायं करने वाला या सुन्दर हाथ वश्छा, यदि शुभ राशि 
के वर्ग में हो तो ३ सुन्दर भौंह के मध्य भाग से युक्त, यदि नीच राशि में हो तो ४ रोग 
से रहित, यदि नीच राशि के नवांश में हो तो ५ सुन्दर ज्ञाता, यदि पापग्रह के षड्वर्गं 
में हो तो ६ सुन्दर वेषधारी, यदि मित्र रा्ति में हो तो ७ अच्छे वस्त्र पहनने बाला, 
यदि मित्र राशि के नवांश में हो तो ८ सुन्दर नाभि और कमर से युक्त, यदि वर्गोत्तम 
राशि में हो तो ९ धुम वक्षस्थल वाला, यदि क्षत्रु को राशि में हो तो १० पेट का रोगी, 
यदि शत्रु राशि के नवांश में हो तो ११ पाण्डु ( पीलिया ) रोग से युक्त और लग्तस्थ 
ग्रुरू यदि अपनो राशि में हो तो १२ जातक सुन्दर छिज्ध वाला और अत्यन्त सौमाग्य 
से युक्त होता है ॥ ६१-६२ ॥ 

शुक्र --यदि लम्तस्थ शुक्र उच्च राशि में हो तो ! जातक सुन्दर मुख व जानु 
वाला, यदि उच्च राशि के नवांश में हो तो २ घुन्दर हाथ व पैर वाला, यदि शुभग्रह 
के वर्ग में हो तो ३ विभक्त शरोर वाला, यदि नीच राशि में हो तो ४ छोटे-छोटे 
बाल वाला, यदि नोच राशि के नवांश में हो तो ५ खल्वाट, यदि पापग्रह के षड्वर्ग 
में हो तो ६ अधिक रोगों से युक्त, यदि मित्र को राशि में हो तो ७ कान्तिमाव्‌ और 
सौमाग्यवान्‌, यदि मित्र राशि के नवांश में हो तो ८ सुन्दर मुख वाला, यदि वर्गोत्तम 
राशि में हो तो ९ स्वरूपवानू, यदि धात्रु की राशि में हो ता १० कुबड़ा, यदि ऋ्षात्रु 
राशि के नवांध में हा तो ११ गन्ध से रहित और छूम्तस्थ शुक यदि अपनी राशि 
में हो तो १२ जातक नेत्रों को सुख देते वाछा या यों समकझिये परम दर्शनीय 
होता है ॥ ६३-६४ ॥ 

झनि--यदि कुण्डली में लम्तस्थ शनि अपनी उच्च राशि में हो तो १ जातक काले 
रज़ का, यदि उच्च राष्ति के नवांश में हो ता २ मिन्‍न वर्ण, यदि शुम राशि के बर्गं में 
हो तो ३ भिन्‍न ( फटा हुआ ) झारीरधारी, यदि नीच में भ्रम व खासी से युक्त, ४ यदि 
नीच राशि के नवांश में हो तो ५ कफ और वायु से युक्त, यदि ब्रूर ग्रह षड्वर्गं 
में ६ हो तो पित्त से युक्त, यदि मित्र गाक्षि में हो तो ७ सफेद, यदि मित्र राशि के 

। नबांश् में हो तो ८ हृडिडियों से युक्त, यदि वर्मोत्तम राशि में हो तो ९ मोटा यदि शत्रु 
| की राशि में हो तो १० मोटे व छोटे नखों से युक्त, यदि शत्रु रा्ति के नवांश में हो तो 


१०० होरारत्न 


११ मोटे दाँत वाला और लम्तस्थ शनि यदि अपनी राशि में हो तो १२ जातक हूम्बे 
घुटना वाला होता है ॥ ६५-६६ ॥ 
अथ तनुभावराशिफल्म्‌ । 
बृद्धयवन:-- 
मेषोदये रक्ततजुर्मनुष्यः सदाल्पबुद्धिः परनिर्जितश्च । 
पित्ताधिकः सब जनोपसेव्यः सर्वाशनो बुद्धिविचक्षणश्व ॥ १॥ 
बेषोदये इवेतठनुमनुष्यः इल्ेष्माघिकः क्रोधपरः कृतघ्नः । 
सुमन्‍्दबुद्धिः स्थिरता समेत: पराजित: स्त्रीश्वृतकेः सदैव ॥ २॥ 
तृतीयछग्ने पुरुषो5तिगौरः स्त्रीरक्तचित्तो नृपपीडिताउन्न: । 
हृतः प्रमन्नः प्रियवाग्‌ विनीतः सुमूर्धजो गीतविचक्रणअ् ॥ ३ ॥ 
ककोंदये गौरबपुरंनुष्यः पित्ताघिक: कल्यतनु: प्रगल्‍्भः। 
जल्ाबगाहानुरतोःतिबुद्धिः शुत्ि: क्षमी घर्मरुचिः सुसेव्यः ॥ ४ ॥ 
सिंहोदये पाण्डतनुरमनुष्यः पित्तानिलाभ्यां परिपीडिताउन्च: । 
प्रियाउमिपोशरण्यचरः सुतीक्षण: शूर:पगल्भ: सुतरां निरीहः ॥ ५॥ 
कन्या बिल्ग्ने कफपित्तयुक्तो भवेन्मनुष्यः सुतकाम्तिभाजः। 
इल्ेष्मो प्र न्रः स्त्रीविज्ञितोइतिभीरु: मायाधिकः कामुकरचथिंताउन्च: ॥६॥ 
तुलाबिलग्ने च भवेन्मनुष्यो इल्ेप्मायुतः सत्यरत: सदेव । 
पण्यप्रियः पार्थित्रमानयुक्त: सुराचने तत्पर एवं अक्तः॥७॥ 
डम्नेड्टमे कोपपरो न सक्त्बों भवेन्मनुष्यो नृपपूजिताउन्नः। 
गुणान्वितः शास्त्रकथानुरक्त: प्रमद्‌क: शत्रुगणस्य नित्यम्‌ ॥ <॥ 
घनोदये राजयुतो मनुष्य: कार्य श्रधृष्यो द्विजदेवभक्त:। 
तुरक्ष्युक्तो सुद्रदेः प्रयुक्तस्तुरज्ञजछूघश्च भवेत्सदेब ॥ ९॥ 
सृगोदये तोपरतः सुतांत्रो भीरः सदा पुण्यनिषेव॒कश्च । 
इ्लोष्मानिलाभ्यां परिपीड़िताञज्ञ-सुदीधंगात्रः परवद्कश्य | १०॥ 
घटोदये स्ुस्थिरतासमेतों बाताधिकस्तोषनिषेवणोक्तः। 
सुहत्सगात्र: प्रमदास्वभोष्ट: शिष्टरानुरक्तो जनबल्लभग्र ॥ ११॥ 
मीनोदये तोयरतो मनुष्यः भवेद्वनीतः सुरतानुकूलः। 
सुपण्डितः स्त्रीदयित: भ्रचण्डः पित्ताधिकः कीर्तिसमान्वतम्व ॥१२॥ 
अब आगे वृद्धयवनोक्त लम्तस्थ बारह राशियों के फल को कहते हैं । 
रूग्नस्थ मेष राशि का फल-- 
यदि जन्म के समय में लग्न में मेष राशि हो तो जातक छाल दारीरधारी, सदा 
अल्प ( लघु ) बुद्धि बाला, दूसरे से पराजित, अधिक पित्त बाला, समस्त जनों का 
सेवनीय, समस्त वस्तु खाने वाला और बुद्धि से विद्वानु होता है ॥ १॥ 


श्ग्ड होरारत्न 


बशमभावस्थ लम्नेश का फल-- 
यदि जन्मपत्री में छम्नेश दक्षम भाव में हो तो जातक राजा से छाम करने 
वाला, विद्वानु, सुशील, गुरू व माता की पूजा में बुद्धि रखने वाक्ा, राजा और सम्पत्ति- 
शाल्ली होता है ॥ १० ॥ 
एकादशस्थ लग्नेश का फल -- 
यदि जन्मपत्री में रूम्नेश म्यारहवें भाव में हो तो जातक सुन्दर जीवन व्यतीत 
करने वाला, पृत्रवान्‌, प्रसिद्ध तेजस्वी, बछा व सुखी होता है ॥ ११॥ 
द्वादशस्थ रूप्नेश का फल-- 
यदि जन्मपत्रो में म्नेश बारहवें भाव में हो तो जातक चातुयंता से बोलने 
बाला, बुद्धिमान, अपने गोत्र बालों से प्रेम करने वाछा, विदेशवासी, दानी व भोगी 
होता है ॥ १२॥ 
इस प्रकार छग्त माव का विचार समाप्त हुआ ॥ १-१३ ॥ 
अथ घनभावचिन्ता । तत्र घनभावे कि चिन्त्यमित्युक्त 
जातकाभरणे-- 
स्वर्ण दिधातुक्रयविक्रयाश्र र॒त्नादि कोशो5पि सक्प्रहाश्व | 
एतत्समस्त॑ परिचिन्तनीयं घनाभिधाने भवने सुधीमिः॥ १॥ 
अब आगे द्वितोय माव का विचार कहते हैं। प्रथम जातकाभरणोक्त वाक्य से यह 
बतलाते हैं कि धन माव से किन-किन बस्तुओं का विचार करना चाहिये । 
जातकामरण में कहा है कि सुवर्णादि धातुओं का बेचना व खरीदना, रत्नादि 
कोश का ज्ञान व सडूग्रह का विचार विद्वानों को दूसरे भाव से करना चाहिये ॥ १ ॥ 
जातकसारे-- 
धनभं स्वामिसस्खटेंयुंगदृष्ट घनबृद्धिदम्‌ । 
क्षोणेन्दुपापयुग्दृर्ट बिना स्वक्षं घनापहम्‌ ॥ २॥ 
सारावल्याम्‌ -- 
*रवितनयभौमरब यः कुडम्बसंस्थाद्विछोकनाच्चापि । 
कुब॑न्ति धनावबनाअं क्रोणन्दुनिरोक्षिवा विशेषेण ॥ ३॥ 
इओऔमेन्‍्दू घनसं'थो त्वग्दोषदरिद्रताकरौ कथितों। 
मन्दस्तु घनस्थाने महदाथेयुक्त बुघेक्षितः कुरुते॥४॥ 
3रविरपि विधनं जनयति यमे/क्षतः शस्वतेउन्यदृष्टर्च । 
सौम्या कुटुम्बराशौ बहुप्रकारं | धन॑ दष्यु:॥५॥ 
ध्युघदृषटस्त्रिदशगुरुः कुदम्बराशौ च निःस्वतां कुरुत | 
सोमतनयों शशिना निरीकक्षतो दन्ति स्बंधनम्‌॥ ६॥ 
३. सारा० ३४ अ० १५ इलो०। ३२. सारा० ३४ अ० १६ इटो० । 
३, सारा० ३४ अ० १७ इो ० । ४. सारा० ३४ ० १८ इलो०। 





अध्याय ७, द्वितोयभावविचार 


*चन्द्रोडपि घनस्थाने क्षीणो बुघवीक्षितः सदा कुरुते । 
पूर्वाजिताथथनाप॑. निरोधमपि._ चान्यवित्तस्थ ॥ ७॥ 
शुक्र: कुदम्बराशो सूर्यन्दुनिरीक्षितो न घनदाता । 
सौम्यगृद्दे झुभदृष्टः स एवं घनदः सदा ज्ञेयः॥ ८॥ 
अन्थान्तरे-- 

घनस्थानगते जीवे घनी भवति बालकः। 
बुधस्तत्रेव भोगी स्याच्छुके भूमिपतिभवेत ॥९॥ 
धनस्थाने यदा चन्द्र: पद्चमम्थो यदा रविः। 

५ तदा धनक्षयं विद्याहशवर्षाणि पद्म च॥१०॥ 

गग।-- 

घनभावगते सूर्य घननाशमहर्निशम्‌। 
करोति निर्धनं चाथ ताम्रवित्त ददाति च ॥ ११॥ 
चेद्यः काग्नयुक्तरच मणिरत्नघनों भवेत्‌ । 
कर्पूरचन्दनामोदी घनो कुमुदबान्धवे ॥ १२॥ 
कृषिको विक्रयी भोगी प्रवास ऋणवित्तवान । 
धातुबादे मतिनिंत्यं छ्यूतकारः कुजे घने ॥१३॥ 
धन ददाति बहुधा ना</येच्चन्द्रवोक्षिते । 
स्वगदोषं कुरुते नित्यं सोमपुत्रः कुदुम्बकः (गः) ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मीबान्‌ नित्यमुत्साही धनस्थे देवतागुरो। 
बुधदृष्टे तु निःस्वः स्थादिति सत्य प्रभाषते ॥ १५॥ 
विद्यर्जितवनो नित्य स्त्रोधनंरथवा घनी। 
शुभदृष्टः आमक्षेत्रे बुधदष्टे भ्रगो घनी। १६॥ 
काप्लाज्ञारछोहधनं॑_ कु+ मधघनसब्य: । 
नीचविद्यानुरक्तश्व दीनो वा मन्दगे घने॥ १७॥ 
झुभा घनस्थिताः कुयुं््रॉग्मिन॑।प्रयभोजनम्‌ । 
ऋराः प्रोक्ताः विशेषेण कदन्नं बहुभाषणम्‌॥ १८॥ 
मत्स्यमांसघनो नित्य॑ नखचर्मास्थिविक्रयो । 
जीबिका चौरबृत्त्या च राहो घनगते नरः॥ १५॥ 
द्वितोये भवने केतु्धंनहानिः प्रजायते। 
नीचसज्ञी च दुष्टरात्मा सुखसौभाग्यवर्जितः॥ २० ॥ 


अब आगे जातकसार के वाक्य से घनमाव का विचार बताते हैं । 


सारा० ३४ भ० २९ इलछो० । २. सारा० ३४ अ० २० इछो० । 





१०६ होरारतत 


यदि कुण्डली में धनभाव अपने स्वामी ग्रह से या शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो 
तो जातक के धन की वृद्धि और क्षीण चन्द्रमा या पाप ग्रह से दृष्ट या युक्त घन भाव 
हो तो घन का विनाश होता है किन्तु अपनी राक्षि में क्षीण चन्द्रमा व पाप ग्रह हो तो 
घन का नाश नहीं होता है ॥ २ ॥ 

अब आगे सारावली के वाक्‍्यों से थनभाव का फल बतलाते हैं। 

यदि कुण्डली में शनि, भोम, सूर्य घन भाव में हों वा इनको दृष्टि हो तो धन 
का विनाद् और यदि क्षोण चन्द्रमा से हृष्ट घन भाव हो तो विद्येषता से धन का नाश 
होता है ॥ ३ ॥ 

विशेष -- प्रकाशित सारावली में --“रविरविजभूमितनया:” यह पाठान्तर है ॥ ३ ॥ 

यदि कुण्डली में मौसम व चन्द्रमा धन भाव में हों तो जातक चमंरोगी व दरिद्री 
होता है। यदि दूसरे माव में शनि, बुध से हृष्ट हो तो जातक बड़ा धनवान 
होता है ॥ ४ ॥ 

विश्ेष--प्रकाशित सारावली में--'रविभौमौ धनसंस्थो' यह पाठान्तर है॥ ४ ॥ 

यदि कुण्डली में धनस्थ सूयं, धानि से हृष्ट हो तो निर्धन और अन्य ग्रह से दृष्ट 
हो तो घनदायक होता है । यहाँ धनस्थ सूयं क्षनि से दृष्ट होने पर विधन जातक होता 
है. किस्तु इसके विपरीत वृहयवन आतक में अधिक थनो होना कहा गया है। यथा-- 
“घने दिनेशे४तिधनानि नूनं करोति मन्देन च वीक्षितों वा! ( २ अ० पृ० सं० २६ )। 
इसलिये “विशेषेण घनमिति” यह अर्थ मान कर एक वाक्यता समझना चाहिये । 

यदि शुमग्रह दूसरे माव में हो तो जातक अनेक प्रकार के धन से युक्‍त 
होता है ॥ * ॥ 

यदि कुण्डली में दूसरे भाव में बुध, गुरू से दृष्ट हो तो जातक निषंन होता है । 

यदि दूसरे माव में बुध, चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक के समस्त धन का नाश 
होता है ॥ ६ ॥ 

यदि कुण्डली में दूसरे भाव में क्षोण चन्द्रमा, बुध से हृष्ट हो तो जातक पूव॑ 
( पहिले ) में अजित ( पैदा ) किये हुए धन का सदा नाशक और दूसरे से मिलने वाले 
धन में रुकावट करने वाला होता है ॥ ७ ॥ 

यदि कुण्डली में दूसरे भाव में शुक्र, सूययं व चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक को धन 
देने वाला नहीं होता है । यदि धुमग्रह को राध्ि में थुक्र, शुभग्रह से दृष्ट हो तो वही 
घन देने वाला होता है ॥ ८ ॥ 

अब आगे ग्रन्थान्तर के वाक्य से धन माव का फल कहते हैं । 

यदि कुण्डली में दूसरे भाव में गुरू हो तो जातक धनवान, यदि वहीं पर बुध हो 
तो भोगो ओर शुक्र हो तो जातक राजा होता है ॥ ९ ॥ 

यदि कुण्डली में दूसरे भाव में चन्द्रमा और पाँचवें में रवि हो तो जातक का 
पन्द्रहवें या १०-५ व में घन नाश होता है ॥ १० ॥ 


अध्याय ७, द्वितोयश्ावविचार १०७ 


अब आगे गर्गाचायंजी के वाक्‍यों से दूसरे माव में स्थित सूर्यादे ग्रह फल को 
बतलाते हैं । 
सूयं--यदि कुण्डली में दूसरे भाव में सूर्य हो तो जातक का हर समय घन नष्ट 
होकर निर्धंन और ताँबे से धनागम होता है ॥ ११॥ 
अन्द्रमा-यदि कुण्डली में दूसरे माव में चन्द्रमा हो तो जातक वैद्य, सुबर्ण से 
युक्त, मणि व रत्नों से धनी, कपूर व चन्दन से प्रसन्न और धनवान्‌ होता है ॥ १२.॥ 
भोम--यदि कुण्डली में दूसरे माव में मज़ूछ हो तो जातक खेतो करने वाला, 
बेचने वाला, मोगी, प्रवासी, ऋण से धनी, धातु निर्णय में बुद्धि वाछा और जुआ 
खेलने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
बुध-- यदि कुण्डली में दूसरे भाव में बुध हो तो जातक अनेक प्रकार से धनी और 
यदि चन्द्रमा से दृष्ट हो तो धन नाशक और चमंरोगी होता है ॥ १४ ॥ 
गुरू-यदि कुण्डली में दूसरे माव में गुरू हो तो जातक धनवान, उत्साही और 
बुध से दृष्ट हो तो निधन होता है ॥ १५ ॥ 
शुक्र-यदि कुण्डली में दूसरे भाव में शुक्र हो तो जातक विद्या से धन पैदा 
करने वाला अथवा स्त्रों धघनसे धनी होता है। यदि शुभ ग्रह की राशि में शुभ 
ग्रह से दृष्ट द्वितोयस्थ शुक्र अथवा बुध से दृष्ट हो तो जातक धनवान होता 
है ॥ १६॥ 
शान - यदि कुण्डली में दूसरे भाव में शनि हो तो जातक काठ, कोयला, लोहा 
से धनी, दूषित काय्यं से धन एकत्रित करने वाला, नीच विद्या में आसक्त अथवा दीन 
होता है ॥ १७ ॥ 
यदि कुण्डली में धनमाव में शुभग्रह हों तो जातक युक्तियुक्त बोलने वाला व मोजन 
प्रिय होता है । यदि दूसरे भाव में पापग्रह हों तो जातक दूषित ऋरन्न लाने वाला और 
अधिक बोलमे वाला होता है ॥ १८ ॥ 
राहु-यदि कूण्डली में दूसरे भाव में राहु हो तो जातक मछलो व मांस के व्यापार 
से धनवानू, नाखून, चमड़ा व हड्डियों को बेचने वाला और चोरी से जीविका करने 
बाला होता है ॥ १९ ॥ 
केतु--यदि कुण्डली में धनभाव में केतु हो तो जातक के धन का विनाश, दुश्टों का 
साथ, कलुषित हृदय का और सुख सौभाग्य से रहित होता है ॥ २० ॥ 
अथ धनभावे विशेषफल्म-- 
कश्यपः-- हि 
स्वोच्चे १ स्वोच्चनबांशे + च झुभवर्गे5थ ३ नोचगे ४। 
नीचांशे ५ ऋरषडबगें ६ मित्रभ ७ सुदृदंशके ८॥|२१॥ 
बर्गोत्तिमे5९रिभे १०य॑शे ११ स्वक्षे “२ द्वादशघा क्रमात्‌ । 
फलछक्च॒ धनभावोत्थं कथ्यते यबनोदितम्‌ ॥ २२॥ 


होरार्ल 


वित्त नृपतिमानोत्थं १ नृपसेवासमुद्भधवम्‌ २। 
सुछोकद॒क्ष॑ ३ पापोत्थं ४ स्थूलजं ५ चौयेसंभवम्‌ ६॥ २३ ॥ 
कामा ७ ल्छोभा ८ त्परम्त्रीत: ९ स्वल्पं १० चाधम ११ सेवनात्‌ । 
अत्यज॑ १२ घनभावस्थे  भास्के छभते नरः॥ २४॥ 
रक्तमुक्ते १ देमरूप्ये २ स्वर्ण ३ घर्मेतरव्ययम्‌ ४। 
व्ययदहीन ५ पापभवं ६ सूतजं ७ कृषिसंभवम्‌ ८॥ २४॥ 
सुहृदुदुजनजं ९ चौय॑ १० संभवे हीनकर्मजम्‌ ११। 
पूबेजोपाजित॑ १२ चन्द्रे घतभावगते घनम्‌॥२६॥ 
युद्धजं १ कोष्ठजं २ कृष्यं ३ सुजनोत्थं ४ घनोजितम्‌ ५। 
ऋणं ६ त्याजितदेशर्ण ७ मित्रवद्चन ८ संभवम्‌॥ २७॥ 
सुहृदूबब्चनसंभूत॑ ९ गुरुदेबादिमोक्षजम्‌ १०। 
जैस्बं ११ स्वजनविद्वेषाद्‌ १२ वित्त भौमे घने स्थिते ॥ २८॥ 
भूधन॑ १ सस्यपशुजं २ ब्रहुपापसमुद्भधवम ३। 
निष्कृष्टता समुद्भूत॑ ४ देन्याश्ितरिपूद्धबम्‌ ५॥ २९॥ 
बब्च-त्थं ६ बाजिभव॑ ७ कृषिजं ८ कृषिसंभवम्‌ ९। 
शत्रुसेबाभवं १० स्वल्पं ११ श्रेष्ठठोकादू १२ बुधे स्वगे ॥ ३० ॥ 
वित्त स्यायार्शितं १ बिप्रसाधुदत्तं २ क्षितीशजम्‌ ३। 
परदारसमुद्भूत ४ मन्त्यजोत्थव्च ५ काप्ठजम्‌ ६॥ ३१॥ 
गज़ाश्वबस्त्रसं भूत॑ ७ कृषिजं ८ स्वजनापिंतम्‌ ९। 
रिपुदास्याद १० द्रिद्राप्त १९ निधिजं १२ घनगे गुरो ॥ ३२॥ 
वित्तमक्षोणबहुल् १ पूर्बजातं २ क्षितांशजम्‌ ३। 
कापंण्यजं॑ ४ झूतलब्धं ५ परदेशातिसज्ञजम ६॥ ३३॥ 
नृपज॑ ७ नृपपुत्रोत्थं ८ राजजं ५ बरकरमंजम्‌ १०। 
देन्यज ११ पुत्रजनितं १२ शुक्रे घनगते क्रमात्‌॥३४॥ 
वित्त कुकमं जाताल्पं १ कष्टजं + व्यसनोद्भवम्‌ ३। 
दुःखनिषृंणताक्लेश ४ मन्त्यजोत्थक्ल ५ पापजम्‌ ६॥ ३५ ॥ 
अस्थिस्वं ७ सृन्‍्मय॑ं ८ चेब जछजं ९ पापमेव च १०। 
दास्‍्यजं ११ परमोषोत्थं १२ शनो घनगते भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
सहस्रमुच्चगः सूर्यो छक्षमिन्दुः शर्त कुजः। 
बुधः कोर्टि गुरुः खर्व शुक्र: शह्-ुं शनि: शतम्‌ ॥ ३७ ॥। 
दद्युरत्युरूचगाः खेटास्ततो नन्‍्यून॑ क्रमाद्‌ घनम्‌ । 
निजस्थानानुरूपख् स्वदशासु यथोंद्तम्‌॥ ३८ ॥ 


११० होरारत्न 


शत्रु की राशि में हो तो १० गुरु, देवता व मुक्ति से धनी, यदि छात्रु राशि के नवांश में 
हो तो ११ धनाभाव ओर दूसरे माव में भोम यदि अपनी राशि में हो तो १२ जातक 
अपने मनुष्यों से विरोध करके धन पैदा करने वाला होता है ॥ २७-२८ ॥ 

बुध--यदि कुण्डली में दूसरे भाव में बुध उच्च राश्षि में हो तो १ जातक भूमि से 
अर्थात्‌ मकान या कृषि से धती, यदि उच्चराश्नि के नवांश में २ हो तो घासादि या पशु से, 
यदि शुम राशि के वर्ग में हो तो ३ अधिक पापों से, यदि नीच राशि में हो तो ४ दूषित 
काय॑ से, यदि नीच राशि के नवांश में हो तो ५ दीनता या शत्रु से, यदि पापग्रह राशि 
बग्ग॑ में हो तो ६ ठगई से, यदि मित्र राशि में हो तो ७ घोड़ाओं से, यदि मित्र राशि के 
नवाश में हो तो ८ खेती से, यदि वर्गोत्तम राशि में हो तो ९ खेती से, यदि छात्रु राशि 
में हो तो १० धात्रु की सेवा से, यदि दात्रु राश्षि के नवांध में हो तो ११ थोड़ा धन और 
धनभावस्थ बुध यदि अपनी राशि में हो तो जातक अच्छे देश या व्यक्ति से धन प्राप्त 
करता है ॥ २९-३० ॥ 

गुरू--यदि कुण्डली में दूसरे माव में गुरू उच्च राशि में हो तो १ जातक न्याय से 
धन पैदा करने वाला, यदि उच्च राशि के नवांश में हो तो २ ब्राह्मण व साधु से अर्थात्‌ 
अच्छे मनुष्य से धन प्राप्त करने बाला, यदि शुभ राशि वर्ग में हो तो ३ राजा से, यदि 
नीच राशि में हो तो ४ दूसरे की स्त्री से, यदि नीच राशि के नवांश में हो तो ५ अन्त्यज 
( एवप्र ) से, यदि पाप राशि वर्ग में हो तो ६ काठ या लकड़ी के व्यवसाय से, यदि 
मित्र राशि में हो तो ७ हाथी, बोड़ा व बस्त्र ते, यदि मित्र राश्षि के नवांश में हो तो 
< खेती से, यदि वर्गोत्तम में हो तो ९ अपने मनुष्यों से, यदि छात्रु राशि में हो तो १० 
शत्रु की सेवा से, यदि शत्रु राशि के नवांश में हो तो ११ दरिद्रता से और धनभावस्थ 
गुरू यदि अपनी राशि में हो तो १२ जातक खजाने से घन प्राप्त करता है ॥ ३१-३२ ॥ 

शुकू-यदि कुण्डली में शुक्र उच्च राशि में हो तो १ जातक खर्च से रहित अधिक 
धन बाला, यदि उच्च राशि के नवांश में हो तो २ पहिले का धनी, यदि शुभराशि वर्ग 
में हो तो ३ भूमि से, यदि नीच राशि में हो तो ४ छोम से, यदि नीच राशि के नवांश 
में हो तो ५ जुआ से, यदि पापग्रह को राशि में हो तो ६ परदेश की अधिक सज़भति से 
अर्थात्‌ प्रवास से, यदि मित्र राष्षि में हो तो ७ राजा से, यदि मित्र राशि के नवांश में 
हो तो ८ राजा के पुत्र से, यदि वर्गोत्तम में हो तो ९ राज्य से, यदि छात्र, राध्षि में हो 
तो १० अच्छे काय॑ से, यदि झात्र, राशि के नवांश में हो तो ११ दीनता से और 
धनभावस्थ शुक्र यदि अपनी राशि में हो तो १२ जातक पुत्र के द्वारा धनी होता 
है॥ ३३-३४ ॥ 

क्ानि--यदि कुण्डली में दूसरे माव में शनि उच्च राशि में हो तो १ जातक बुरे 
कार्यों से थोड़ा धनो, यदि उच्च राशि के नवांश में हो तो २ कष्ट से, यदि शुभ राशि 
बग्ग में हो तो ३ व्यसनों से, यदि नीच राश्षि में हो तो ४ दुःख, निधृंणता व क्लेश से, 
यदि नीचराशि के 'नवांश में हो तो ५ पतित जाति से, यदि पाप राशि वर्ग में हो तो 
६ पाप से, यदि मित्र राशि में हो तो ७ हड्डियों से, यदि मित्र राश्षि के नवांश में हो 


अध्याय ७, द्वितोयभावविचार श्र 


तो ८ मिट्टी से, यदि वर्गोत्तम में हो तो ९ जल से, यदि झात्रु राशि में हो तो १० पाष 
से, यदि क्षत्रु राशि के नवांश में हो तो ११ सेवा ( नोकरी ) कायं से और घनभावस्थ 
शनि यदि अपनो राशि में हो तो १२ जातक दूसरे को चोरी करने से धन प्राप्त 
करता है ॥३५-३६॥ नि 
यदि कुण्डली में धत मावस्थ सू्यं अपने परम उच्चांश में हो तो जातक हजाए पति 
अर्थात्‌ एक हजार को सम्पत्ति वाला, यदि चन्द्रमा परम उच्चांश में हो तो लखपति, 
मोम हो तो सैंकड़े का पति, बुध हो तो करोड़पति, ग्रुरू हो तो खवंपति, शुक्र के ३४ ति. 
ओर दानि परम उच्चांश में हो तो सेंकड़े का स्वामी होता है। परमोच्चांश से भिन्‍त 
अंशो में फल की अल्पता व अधिकता देखकर हो कहना चाहिये । ग्रह अपने स्थान के 
अनुरूप ही दशा में फल कारक होता है ॥ ३७-३८ ॥ 
अब आगे यवन जातकोक्त धन मावस्थ उच्चस्थ ग्रहों के फल को कहते हैं । 
यदि कुण्डली में दूसरे भाव में उच्च राशि में सूर्य हो तो जातक एक हजार की 
सम्पत्ति वाला, चन्द्रमा हो तो ललपति, भौम से सेंकड़े का मालिक, बुध से करोड़पति, 
गुरू से श्वंपति, शुक्र से शड्कृपति और शनि से अल्प धनी होता है । मध्य में अनुपात 
से फल समझना चाहिये । यहाँ अनुपात स्थानबक्त से करना चाहिये । जंसे उच्च में ६० 
पू्ण, मूछ त्रिकोण राश्षि में ४५--३ । अपनी राशि में ३०७४ आधा, अधिमित्र की 
राक्षि में २२३०, मित्र राशि में १५, समराशि में .।३० अधिषतत्रु में पोडशांश ७ 
१।५२।३० और नीच राशि में फल का अभाव होता है ॥ ३९-४० ॥ 
अथ धनभावगराशिफल्म । 
यबनः-- 
मेषे धनस्थे कुरुते मनुष्यों घन सुपुण्येबिबिध॑ प्रभूतम्‌। 
चतुष्पदाढों बहुबान्धवाढयों प्रयच्छति प्रीतिपरः सदेव ॥ १॥ 
बूषे घनस्थे लभते मनुष्यः कृषिप्रयत्नेन धन सदेव। 
अत्राभिधानं च॒ चतुष्पदादथ सुत्रणरौप्यं मणिमौक्तिकोडछम्‌ ॥ २॥ 
तृतीयछग्ने घनगे मनुष्यों धन भवेत्‌ स्त्रीजनतञ्थ नित्यम्‌। 
रौप्यं तथा काख़्नजं प्रभूतं हयाधिक॑ सुष्ठुभिरेव सख्यम्‌॥ ३ ॥ 
अतुर्थराशौ धनगे मनुष्यों धनं भवेद्वृक्षजमेव नित्यम्‌। 
जलोद्भव॑ यद्यदनिष्टभोज्य नयारजितं भ्रीतिकर॑ सुतानाम्‌ ॥ ४॥ 
सिंद्दे घनस्थे छभते मनुष्यों धनं सदारण्यजनोस्थमाप्तम्‌। 
सर्वोपकारप्रवर्ण प्रभूत॑ स्वबिक्रमोपार्जितमेव नित्यम्‌॥ ५।' 
कन्योदये बित्तगते मनुष्यों घन॑ लभेद्‌भूमिपतेः सकाशात्‌ । 
हिरिण्यमुक्तामणिरत्नजात॑ गजाइबनानाविधवित्तजक् ॥ ६॥ 
तुले धनस्थे बहुपण्यजात॑ घन भवेत्पुत्रजनेरुपेतम्‌ । 
वित्ताह॒व॑ वा प्रतिभं प्रधान स्वन्यायरूब्धं गुरुलब्धशेषम्‌ ॥७॥ 


श्श्र होरारल 


अलो घनस्थे बहुपुण्यजातं घन मनुष्यो लभते प्रभूतम्‌। 
पाषाणजं मृण्मयजं तथापि सस्योद्धवं कमंजमेव नित्यम्‌॥ <॥ 
धनुर्धरे वित्तगते मनुष्यों धन लभेत स्थैयविधानजातम्‌। 
चतुष्पदाढ्थं विविध॑ सशस्य॑ रसोद्भ॒वं धर्म विघानलब्धम ॥ ९ ॥ 
सगे धनस्थे लभते मनुष्यों घन प्रपद्चेजिंविधेरुपाये: | 
सेवासमुत्थद्ब॒ सदा नृपाणां कृपिक्रियाभिश्व विशेषसज्ञात्‌ ॥१०॥ 
घटे धनस्थे छभते मनुष्यों धनं प्रभूतं फलपुष्पजातम्‌। 
जनोद्भवं साधुजनस्य भोज्यं महाजनोत्यग्न परापकारेः॥११॥ 
मत्स्ये धनम्थे छभते मनुष्यों धन प्रभूतनियमोपबासेः। 
विद्याश्रभात्र न्निधिसज्ञमाच्च मातापित्भ्यां समुपार्जितद् ॥ १२॥ 
अब आगे दूसरे भाव में बारह राष्षियों के फछ को यवनाचायंजी के वाक्यों से 


बतलाते हैं । 
चनभावस्थ मेष राशि का फलल-- 
यदि जन्मपत्री में दूसरे भाव में मेष राशि हो तो जातक सुन्दर पुण्य कार्यों से, 
नाना प्रकार से धनी, पशुओं से युक्त, अधिक बास्धवों वाला और दूसरे से सदा ही प्रेम 
करने वाला होता है ॥ १॥ 
चनभावस्थ वृष राशि का फल-- 
यदि जम्मपत्री में दूसरे भाव में वृष राशि हो तो जातक सदा ही खेती के कार्ये 
से धनी, पशुओं से युक्त, सुबर्ण, चाँदी, मणि और मोतियों से सुशोमित होता है ॥ २॥ 
अचनभावस्थ मिथुन राशि का फल-- 
यदि जस्मपत्री में दूसरे भाव में मिथुन राशि हो तो जातक स्त्री समुदाय से नित्य 
धनवातु, अधिक सोना चाँदी वाछा, अधिक धोड़ाओं से युक्त और अच्छे लोगों से ही 
मित्रता करने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
धनभावस्थ कक राशि का फल-- 
यदि जन्मपत्री में दूसरे भाव में कर्क राशि हो तो जातक वृक्षों के ब्यवस/य से, 
जल से धनो, द्वूषित खाने वाला, न्याय से पैदा करने वाला और पुत्रों को प्रसन्न करने 


बाला ॥ ४ ॥॥ 

हा अनभावस्थ सिंह राशि का फल-- 

यदि जस्मपत्री में दूसरे भाव में सिह राशि ; तो जातक बन वासियों से धन 
प्राप्त करने वाला, समस्त लोगों के उपकार करने में श्रेष्ठ और पुरुषार्थ से अधिक धन 
प्राप्त करने वाला हता है ॥ ५ ॥। 

अनभूावस्थ कम्या राशि का फल-- 

यदि जन्मपत्री में दूसरे भाव में कन्या राशि हो तो जातक राजा से धन प्राप्त 
करने बाला, सुबर्ण, मोतो, मणि, रत्न, हाथी, घोडा तथा अनेक प्रकार की सम्पत्ति 
से युक्त होता है ॥ ६॥ 


<€ अध्याय ७, द्वितोयभावविचार ११३ 


चनभावस्थ तुला राशि का फल-- 
यदि जन्मपत्री में दूसरे माव में तुला राशि हो तो जातक अधिक पुष्य से धनी, 
पुत्रों से युक्त, युद्ध से धन श्राप्त करने वाल्ला वा प्रतिमाशाली, प्रधान, अपने न्याय से 
और गुरू द्वारा प्राप्त घन के शोष धन को प्राप्त करने वाला होता है ॥ ७॥ 
चनभावस्थ वृद्चक राक्षि का फल-- 
यदि जन्मपन्रो में दूसरे माव में वृश्चिक राश्षि हों तो जातक अधिक पुष्य से ज्यादा 
धन प्राप्त करने वाला, पत्थर से या मिट्टी से या फल के काय॑ से नित्य धनागम कर्त्ता 
होता है ॥ ८ ॥ 
चनभावस्थ धनु राशि का फल-- 
यदि जन्मपत्री में दूसरे भाव में धनु राशि हो तो जातक स्थिर काय॑ से धनवानु, 
पशुओं से युक्त, अनेक फलों के रस से और धामिक विधान से धन प्राप्त करने वाला 
होता है ॥ ९॥ 
चनभावस्थ मकर राशि का फल -- 
यदि जल्मपत्री में दूसरे भाव में मकर राश्चि हो तो जातक प्रपच्ों से, अनेक उपायों 
से, राजाओं को दासता से और विश्ेष पज्भुति के कारण खेती से धन पैदा करने वाला 
होता है ॥ १० ॥ 
धनभावस्थ कुम्भ राशि का फल-- 
यदि जन्मपन्नी में दूसरे भाव में कुम्भ राशि हों तो जातक जल व पुष्प से अधिक 
धन प्राप्त करने वाला, मनुष्यों से, सज्जन पुरुष के भोज्य से और बड़े आदमियों के 
उपकार से धन प्राप्त करता है॥ ११॥ 
घनभावस्थ मौन राशि का फल- 
यदि जन्मपत्री में दूसरे भाव में मोन राशि हो तो जातक अधिक नियम व उपवासों 
से या विद्या के प्रमाव से या खजाने से या माता पिता द्वारा अजित घन प्राप्त 
करता है ॥ १२॥ 
अथ धनस्वामिद्वादशभावफलछम्‌ | 
ब्द्धयबनः-- 
द्रब्यपतिलंग्नगत: कृपणं व्यवसायिनं सुकर्माणम्‌। 
घनिन॑ श्रीपतिबिदितं करोति नरमतुलूभोगमुजम्‌॥ १॥ 
धनपो घनभवनस्थों घनवन्तं घर्मकमनिरतव्च। 
छाभाधिक॑ सुलोभ॑ कुरुते पुरुष सदा दक्षम्‌॥२॥ 
सहजगते द्रव्येशे वयवसायी कल्किरः कछाहीन: | 
चौरइचब्चलछचित्तो भवति नरो विनयनयरहितः ॥ ३ ॥। 
तुर्यगते द्रविणपत्रौं पितृझाभपरः सहोदयः पुरुषः। 
दीर्घायुः ऋरखगे पुनरम्बा मरणकं विनिर्देश्यम्‌॥ ४॥ 


श्र होरास्तत 


कमलबिमलासितनयं कर्मेण कष्टे नर॑ प्रसिद्धम्च । 
कृपणं दुःखनिधानं तनयगतों घनर्पातः कुरुते॥५॥ 
षष्ठगते द्रविणपतो घनसक्य्रहतत्वर॑रिपुष्नवच । 
भूस्वामिनन्च खचरे पापे घनवर्जित पुरुषम्‌॥ ६॥ 
घनपे सप्तमगृहगे अ्रष्ठकचिन्ताबिछासभोगवती | 
घनसडषप्रहणी भार्यो क्ूरे ख़चरे भवात बन्ध्याम ॥ ७॥ 
घनपे चाष्टमभवने स्वल्पफल्अ्वात्मघातकः पुरुषः । 
डत्पन्नभुग्विकासो परहिंसी भवति देवपरः॥ ८॥ 
धनपे धर्मग्रदगे सौस्ये दानप्रसिद्धभाग्मबाति | 
करे दुररद्रभिक्षुकविडम्बबृत्तित्तवा मनुजः॥९॥ 
दशमगृहस्थे घनपे नरेन्‍्द्रमान्यों भवेन्तृपाल्लक्ष्मीवान्‌ । 
सौम्ये प्रहे च मातुः पितुआ परिपाकत्तकः पुरुष:॥ १०॥ 
एकादशगे स्वपतो व्यवहारपर: श्रियः पतिः ख्यातः । 
छोकाढर्थ प्रतिपालननिरत॑ कुरुते नरं॑ जातम्‌॥ ११॥ 
द्वादशगे द्रव्यपतावष्टकपाली विदेश ऋ/द्ध । 
दुष्कर्मा भिक्षुकअ करे सौस्ये च सख्ध्रामी॥ १२॥ 
इति घनभाववि चारः 
अब आगे बारह भावों में स्थित घनेश के फ# को वृद्ध यवनाचायं जी के वाकयों 
से कहते हैं। 
झ्तस्थ घनेश का फलछ--यदि कुण्डली में धनेश लम्न में हो तो जातक लोभी, 
व्यवसायी, सुन्दर कार्य करने वाला, धनी, प्रसिद्ध छक्ष्मोवाचु और अधिक भोग भोगने 
बाला होता है ॥ १ ॥ 
अनस्थ धनेश का फल--यदि कुण्डली में धनेश घन स्थान में हो तो जातक धन- 
बालू, धाभिक कार्यों में अनुरक्त, अधिक छाम से युक्त, अच्छा लोभी और सवंदा चतुर 
होता है ॥ २॥ 
तृतोय भावस्य घनेश का फल--यदि कुण्डली में घनेश तीसरे भाव में हो तो 
जातक व्यापारी, कलह करने वाछा, कलाओं से रहित, चोर, चड्चल चित्त वाला, 
नम्रता और न्याय से रहित होता है ॥ ३ ॥ 
सुखलस्थ घनेश का फल--यदि कुण्डली में चौथे भाव में धनेश हो तो जातक पिता 
से परम लाभ करने वाला, सदा उदयी, यदि पापग्रह हो तो दीर्घायु ओर माता का 
नाझक होता है ॥ ४ ॥। 
पञचमभावस्थ धनेश का फल--यदि कुण्डली में पाँचवें भाव में धनेश हो तो 
जातक कमल के समान निमंल न्याय वाछा, कार्य में कष्ट से हीत, विख्यात, लोगी, 
दुःखो और घनो होता है ॥ ५ ॥ 


अध्याय ७, तृतोयभावविचार श्र 


बष्ठस्थ धनेश का फल--यदि कुण्डली में छठे माव में धनेश हो तो जातक धन सडू- 
अह करने में अनुरक्त, शत्रुओं का नाश करने बाला, यदि पापग्रह हो तो भूमि का स्वामी 
और धन से रहित होता है ॥ ६ ॥ 
सप्तमस्थ धनेश का फल-- यदि कुण्डलो में सातवें भाव में धनेश हो तो जातक 
अच्छी चिन्ता करने वाला, मोग व विलास से युक्ता और धन सडग्रह करने वाली पत्नी 
से युक्त होता है। यदि पापग्रह धनेश होकर सप्तम भाव में हो तो वन्ध्या स्त्री का स्वामी 
होता है ॥ ७॥ 
अष्टमभावस्थ चनेश का फल--यदि कुण्डलो में आठवें भाव में धनेश हो तो जातक 
अल्पफली भूत होने बाला, आत्मघाती, प्राप्त वस्तु का भोगी, विछासी, दूसरे की हिंसा 
करने वाला, और परम मास्यवात्‌ होता है॥ ८॥ 
लवमभावस्थ धनेश का फल--यदि कुण्डली में नें माव में शुभग्रह धनेश हो तो 
जातक दानी और प्रसिद्ध भाग्यशाली, यदि ऋ्रग्रह हो तो जातक दरिद्री, भिक्षुक और 
धूत॑ता की आजोविका वाला होता है ॥ ९॥ 
वशसभावस्थ चनेश का फल--यदि कुण्डली में दशवें भाव में धनेश हो तो जातक 
राजा से सम्मानित, राजा से लक्ष्मोबान्‌, यदि शुभग्रह हो तो माता व पिता का पालन 
करने वाला होता है॥ १०॥ 
झ्ाभस्थ घनेश का फल--यदि कुण्डलो में ग्यारहवें माव में धनेश हो तो जातक 
परम व्यवहारी, प्रसिद्ध लक्ष्मीवात्‌, संसार में धनी और प्रतिपालन में अनुरक्त होता 
॥ ११॥ 
पं ह्ावशस्थ धनेश का फल--यदि कुण्डली में बारहवें भाव में धनेश हो तो जातक 
श्राठ कपाल वाला, विदेश से घनवान्‌, दुष्कर्म करने वाला, मिक्षुक और शुभग्रह हो तो 
सड्ग्राम करने वाला होता है ॥ १२॥ 
अथ सहजभावविचार:ः | 
अब आगे तीसरे भाव के विचार को बताते हैं । 
तत्न सहजभावे कि कि चिन्त्यमित्युक्त 
जातकाभरणे - 
सहोदराणामथ किद्कूराणां पराक्रमाणामुपजी बिनाब्च । 
विचारणा जातकशाख्विद्धिम्तृतीगभावे नियमेन वाच्या ॥ १॥ 
यबनः-- 
सहजे_सब्रपापाढ्ये पापक्षे अआतरो नहिं। 
सौम्यक्षे सौम्*खेटाढये बहव: म्युः सहोदरा: ॥ २॥ 
कुजदृष्टः सहजगो +न्‍दो श्राठविनाशकृत्‌ । 
बुधः सहजगो भौमबीक्षितः सहजार्तिदः ॥ ३॥ 


११६ होरारल 


गुरुदष्ट: सहजगो भ्गुः सहजसौख्यदः। 

याबन्तो नवभागाः स्युः सहजे5ब्जकुजे क्षिताः ॥ ४ ॥ 
तत्सकरू्या सहजा ज्ञाया दृष्टा अन्येस्तु योषितः। 
स्वग्ृहोच्चग्तेः खेटेद्वित्रिगुण्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ५॥ 
सहजसम्थो यदा राहुधनस्थाने बृहस्पति: । 

बुघेन च समायुक्तस्तस्य बन्धुत्रयं बदेत ॥ ६॥ 


सहज भाव से किन किन बातों को जानना चाहिये, इसे जातकाभरण नामक ग्रन्थ 
के वाक्य से कहते हैं । 
जातकाभरण में कहा है कि भाईयों का, नौंकरों का, पुरुषा्थं का और पालित 
जन्तुओं का विचार तीसरे भाव से करना चाहिये ॥ १ ॥ 
अब यवनाचायंजी के वाक्यों से तीसरे भाव का विचार बतलाते हैं । 
यदि कुण्डली में तीसरे माव में पापग्रह को राशि में सब पापग्रह हों तो 
जातक भाईयों से रहित और शुमग्रह की राशि में शुभग्रह हो तो अधिक माई होते 
हैं ॥ २॥ 
यदि जन्मपत्नी में तीसरे भाव में शनि, भौस से हृष्ट हो तो भाइयों का नाशक और 
तीसरे भाव में बुध यदि भौम से दृष्ट हो तो जातक के भाइयों को पीड़ा होती है ॥ ३॥ 
यदि जन्मपत्रों में तीसरे भाव में शुक्र, गुरू से दृष्ट हो तो भाईयों का सुख देने 
बाला होता है । 
जन्‍्मपन्री में तीसरे माव में जितनी संख्या का नवांश, चन्द्रमा व भौम से हट हो तो 
उतने भाई और अन्य ग्रह से दृष्ट हो तो उतनी बहिन होती हैं। यहाँ दृष्टा ग्रह यदि अपनी 
राशि में हो तो दो से गुना करके, यदि उच्च राशि में हो तो तीन से गुना करके संख्या 
समझना चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
यदि जन्मपत्रो में तीसरे माव में राहु तथा दूसरे में गुरू, बुध से युक्त हो तो जातक 
तीन भाईयों से युक्त होता है ॥ ६॥। 
गगे: 
सहजस्थानगो देलिनांशयेस्सहज धुबम्‌। 
हन्त्यरिष्टं च कुरुते घनभार्यान्बितं नरम्‌॥ ७॥ 
स्वसारं हन्ति शीतांशु: पापः पापग्रृद्दे स्थितः। 
: शुभक्षंगों दत्ते भगिनीं रूपसंयुताम्‌॥ <८!॥ 
सहजं प्रतिबध्नाति सहजस्थानगः कुजः। 
भूमि राजास्पदं पुत्र दीघमायुश्च यच्छति ॥ ९ ॥ 
अस्तः पापयुतस्त्रिस्थ: स्वसारं हन्ति चन्द्रजः । 
अन्यथा विमलं कुर्यात्स एबं शुभवीक्षितः॥ १०॥ 


अध्याय ७, तृतोयभावविचार ११७ 


घनवान्निर्धनाकारः कृपणों श्राठ्संयुतः। 
कुट्ठम्बी नृपपूज्यश्वन सहजे देवतागुरो ॥ ११॥ 
सहजस्थानगो दत्ते गौराज्ञीं भगिनीं श्वगुः। 
ततो जड़ च क्ररख् मन्दद् कुरते नरम ॥ १२॥ 
अआठृगो मंदग: कुर्यात्‌ भाठस्वस्विनाशनम्‌ । 
ज्पतुल्यं च सुखिन॑ सततं कुरुते नरम्‌॥ १३॥ 
हन्ति बा व्यज्ञमथवा अ्रातरं कुरुते तमः। 
छक्षेश्वरं रिष्टहीन॑ बीर॑ च_ तनुते नरम्‌॥ १४॥ 
जवमे च यदा सूर्य: स्वगेहदे यदि ब्तंते। 
तस्य नो जीवति भ्राता एको5पि नृपति: समः॥ १५॥ 
सहजाच्चन्द्राश्यन्तगते: खटेस्तु सडख्यका: । 
तृतीयाझा दृष्टिबशान्म्ृता: पापम्रहेस्तु ते॥१६॥ 
अग्रजात॑ रविहन्ति प्रष्ठे जातं शनैइचरः। 
जात॑ जात॑ कुज़ो हन्ति राहु: केतुश्य नाशनम्‌॥ १७॥ 
धनस्थाने यदा भौमः शनेश्वरसमन्बितः। 
सहजे च भवेद्राहु: भ्राता तम्य न जीवति॥ ६८॥ 
सहजस्थो यदा केतु: सौख्यं सौभाग्यमेब च। 
पुत्रलाभों भवेत्तस्य जायते च महाघनी॥ १९॥ 
अब आगे तोसरे भाव में स्थित सूर्यादि ग्रह फल और तद्भाव जन्य विचार को 
गर्गाचायंजी के वाक्‍यों से कहते हैं । 
सूययं--यांदे कुण्डली में तीसरे भाव में सूयं हो तो जातक के अवश्य भाइयों का 
नाक, अरिष्ट का विलय, घनवान्‌ और स्त्री से युक्त होता है॥ ७ ॥ 
अस्द्रमा--यदि कुण्डलो में तीसरे भाव में अशुम चन्द्रमा पापग्रह की राशि में 
हो तो जातक बहिन का नाश्षक और यदि परिपूर्ण शुभ राशि में हो तो स्वरूपवती बहिन 
से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 
भौभ- यदि कुण्डली में तोसरे माव में मौम हो तो जातक भाइयों का नाशक और 
राजा की भूमि या पद से युत पुत्र तथा दीर्घायु देने वाला होता है ॥ ९॥ 
बुध - यदि कुण्डली में तीसरे भाव में अस्त या पापग्रह के साथ बुध हो तो जातक 
बहिन का विनाश करने वाला होता है । इसके विपरीत में शुमग्रह से दृष्ट होने पर 
बहिन का सुख कारक होता है | १०॥ 
गुरू--यदि कुण्डली में तीसरे भाव में गुरू हो तो जातक धनवान्‌ होकर 
भी लोम के कारण निरधनी, माइयों से युक्त, परिवार वाला और राजा से सम्मानित 


होता है॥ ११॥ 


११८ होरारत्न 


शुक्र - यदि कुण्डली में तीसरे भाव में शुक्र हो तो जातक सफेद रज़ु की भर्थात्‌ 
गौर वर्ण की बहिन से युक्त, मूर्ख और कर होता है ॥ १२॥ 
इनि--यदि कुण्डली में तीसरे माव में शनि हो तो जातक बहिन व भाई का नाश 
करने वाला और राजा के समान सुखी होता है ॥ १३ ॥ 
राहु - यदि कुण्डली में तीसरे भाव में राहु हो तो जातक माइयों का नाशक अथवा 
भाइयों को अज्भुहोन करने वाला, लखपति, अरिशछ्टों से हीन और वीर होता है ॥ १४ ॥ 
यदि कुण्डजी में अपनी राक्षि में नवम माव में सूर्य हो तो जातक का भ्राता नहीं 
जीता है और इकेला भी राजा के समान होता है ॥ १५ ॥ 
यदि कुण्डलो में तृतीय भाव से चन्द्रमा की राशि के अन्त तक जितनी संल्या में 
ग्रह हों उतने माई बहित और तृतीयाझु: जितने पापग्रहों से दृष्ट हो उतने बहिन व 
भाइयों का नाश होता है ॥ १६॥ 
यदि कुण्डली में तीसरे माव में सूर्य हो तो जातक पूर्व जात बहिन भाई का, यदि 
शनि हो तो बाद में उत्पन्न होने वाले का और भौम हो तो प्रत्येक का नाशक तथा राहु 
केतु हों तो भो माई बहिन के सुख से जातक रहित होता है ॥ १७॥ 
यदि कुण्डली में दूसरे माव में मौस, शनि से युक्त हो और तीसरे माव में राहु हो 
तो जातक का भाई नहीं जीता है॥ १८॥ 
यदि कुण्डली में तीसरे भाव में केतु हो तो जातक सुख-सोमाम्य व पुत्र से युक्त बड़ा 
धनी होता है ॥ १९ ॥ 
अथ सहजभावे विशेषफलम्‌ । 
कश्यपः- 
स्वोच्चे १ स्वोच्चनवांशे २ वा शुभवर्ग5थ ३ नीचगे ४। 
नीचांशे ५ ऋरषड्बर्गे ६ मित्रभे ७ सुहृदंशके <॥ २०॥ 
बर्गोत्तमे5९रिभे5 १० यंशे ११ स्वक्षें १२ द्वादशधा क्रमात्‌। 
फर्ल॑. सहजभाबोत्यं_ कध्यते. यबनोदितम्‌ ॥ २१॥ 
राजा १ राजसुतः २ साबंभौमों ३ नीचम्तथेव ४ च। 
भिक्षको5५प्रविरोधश्च ६ चारणो ७ ब्राह्मण: ८ तथा ॥ १२॥ 
कुछीन: ९ शास््रविद्‌ १० बेरिक्षता5ज्लो १९ निगुंण:ः समः १९। 
र्बौ सहजमभावस्थे क्रमादेतद्बदेत्सुघी: ॥२३॥ 
मित्र: कदर्य: स्वपति: १ निरह्ुः २ परदायंबान ३। 
अन्तकों ४ नतंकों ५ भंदुः ६ परवब्चक ७ एवं च॥ २४॥ 
बहुदोषी ८ निष्वृंगश्च ९. मित्राधमतमो5पि १० च। 
मायाबी ११ परदारेकरति १२ अन्द्रे ठतीयगे॥*५॥ 
बरराजा १ प्रधानश्व २ राजमान्यो5थ ३े शाखवित ४। 
अतको ५ व्यसनी चेब ६ सुखो बाथ ७ कुमारकः ८॥ २६ ॥ 


अध्याय ७, तृतोय्नावविचार ११९ 


बहन्नपानसंयुक्त: ९ सहजाश्रित १० एबं च। 

समृद्धों ११ दण्डनाथअ् १९ भौमे सहजगे तथा ॥ २७॥ 
खण्डो5थ १ कम्बुकी चैब २ कृतघ्न: ३ पापतत्पर: ४ । 

गोपाछो ५ गतसोहादों ६ बहुकामार्थनापित: ७॥ २८॥ 
कुम्भकारो5<८थ निन्द्यश्न ५ छोकदिष्ट १० चरित्रवान्‌ ११। 

चौरो १२ बुधे भवेन्नित्यं जन्मल्ग्नात्ततीयगे ॥ २९॥ 
अबवनीतो १ दुष्ट्चित्तो २ नुझस्याल्पप्रजस्तथा ३। 

दरिद्रो ४ द्यूतनिरतो ५ विबन्धु रतिकाश्यबान्‌ ६॥ ३०॥ 

पण्यैक ७ तत्परो द्यूत ८ कार: क्छीबो5थ ९ शिल्पवान १०। 
निकृष्ट: ११ पतितो १२ जीवे क्रमात्‌ सहजभावगे॥ ३१॥ 
पतितः क्ष्मेशजीबी च १ ततः कछहबल्छभ: २। 
बरच्चको ३ नीचकुछजो ४ नृशंसों ५ भण्ड ६ एवं च ॥ ३२॥ 
दुश्चारणो5थ ७ सबल: < कृतघ्नो ९ क्रीडनस्तथा १८। 
शशिल्पज्ञः ११ स्वजनत्यक्त: १२ शुक्के सहजगे सखा॥ ३३॥ 
बरराजा5थ १ घनवान्‌ २ शाखजझझो ३ मल्लनात्मबान्‌ ४। 

4 बरूचकों ५ निधृणो ६ मन्त्री न्‍्यायज्ञों ७ गुणवित्तवान <॥ ३४॥ 
मानी ९ पानरतो १० दीनो ११ जितारि: १९ सहजे शनौ। 
चन्द्रशुक्रेज्यसौम्यार्किभौम।केस्तेडघिका: क्रमात्‌ ॥ ३५॥ 

यबनः-- 
असडख्यमित्र: सबिता प्रदिष्ट: देशाधिप: शीतकरस्तु नित्यम्‌ | 
सहस्रमित्र: क्षितिजों बुधश्न शताधियरों देवपुरोद्दितश्व ॥३६॥ 
अशीतिनाथो भ्रगुनन्दनश्र सारस्तु भोमेन समः प्रदिष्ट:। 
स्व॒तुन्नराशौ यदि वत्तमाना: सर्बे3लुपातस्य बशाहदन्ति ॥ ३७॥ 


अब आगे तीसरे भाव के विशेष फल को या यों समक्षिये तीसरे भाव में बारह 
परिस्थितियों में स्थित सुर्यादिग्रह के फलछ को कश्यप ऋषि के दाक्य से कहते हैँ । 


सूं--यदि ज्मपत्री में तीसरे भाव में सूर्य उच्च राश्षि में हो तो १ जातक 
राजा, यदि उच्च राशि के नवांश्व में हो तो २ राजकुमार, यदि शुभ राशि के वर्ग में 
हो तो ३ साबंभौम, नोच राशि में ४ दुष्ट, नीच राशि के नवांश में ५ भीख मांगने 
बाला, पापग्रह की राक्षियों के षड्‌ वर्ग में ६ सामने या पूवव में विरोध करने वाला, 
मित्र की राष्षि में ७ गाने ( कत्यक ) वाला, मित्र राशि के नवांश में ८ ब्राह्मण वृत्ति 
करने वाला, वर्गोत्तम में ९ अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला, कात्रु को राशि में १० 
शास्त्रों का ज्ञाता; शत्रु राशि के नवांश में ११ क्षत्रु से मग्तदेहधारी और यदि 


१२० होरारत्न 


तीसरे भाव में सूर्य अपनी राशि में हो तो जातक गुणों से होन निविकार होता 
है ॥ २०-२३ ॥ 

अन्‍्द्रमा--यदि जन्मपत्रो में तोसरे माव में चन्द्रमा अपनी उच्च राशि में हो तो 
जातक १ दूषित मित्र वाला व घनी, उच्चराशि के नवांश में २ अर्छु से हीन, 
शुभ राशि के षडव्ं में ३ दूसरे को स्त्रो से युक्त, नीच राशि में ४ यमराज स्वरूप, 
नीच राशि के नवांश में ५ नाचने वाला, ऋर राशि के षड्‌ वर्ग में ६ भेद बताने वाला, 
मित्र राश्टि में ७ दूसरे को ठगने वाला, मित्र राशि के नवांध् में ८ अधिक दोषों से युक्त, 
बर्गोंत्तम में ९ घृणा से होन, शत्रु की राशि में १० निकृष्ट मैत्री वाला, शत्रु राषि के 
नवांश में ११ सायावी और तोसरे भाव में चन्द्रमा यदि अपनी राशि में हो तो १२ 
जातक दूसरे को स्त्री में एकमात्र अनुरक्त होता है ॥ २४-२५ ॥ 

भोसम --यदि जन्मपत्रों में तीसरे माव में मौम उच्च राशि में हो तो जातक ! श्रेष्ठ 
राजा, उच्च राक्षि के नवांश में २ प्रधान, शुभराश्षि के षड्‌ वर्ग में ३ राजा से सम्मा- 
नित, नीच राशि में & शास्त्रों का ज्ञाता, नीच राशि के नवांश में ५ नौकर, क्रूर 
राशि के षड़्वर्ग में ६ व्यसनी, मित्र राशि में ७ सुखी, मित्र राश्षि के नवांश में ८ 
सेतु के समान, वर्मोत्तम में ९ अधिक अन्न पान से युक्त, श्षत्रु की राशि में १० भाई के 
आ्राश्चित धात्रु राध्षि के नवांदा में सम्पन्न और तोसरे भाव में भोम यदि अपनी राशि में 
हो तो जातक स्थायाधीश होता है ॥ २६-२७ ॥ 

बुध- यदि जस्मपत्रों में तोसरे भाव में उच्च राशि में बुध हो तो जातक १ खण्ड 
अर्थात्‌ टुकड़े वा हिस्सा वाला या अन्तिम समय में अशक्त, उच्च राशि के नवाध्ष में २ 
पराक्रम वाला, शुभ राश्षि के षड्वर्ग में ३ कृतध्न, नीच राश्षि में ४ पापात्मा, नीच 
राषि के नवांध में ५ गायों को पालने वाका, पाप राशि के पड वर्ग में ६ मित्रता से 
हीन, मित्र राशि में ७ अधिक कामनाओं से युक्त, मित्र राशि के नवांश में ८ घड़ा 
बनाने वाला, वर्गोत्तम में ९ निन्‍दनोय, श्रत्रु राशि में १० संसार द्वेषी, क्षत्रु राशि के 
के नवांश में ११ चरिश्रवात्‌ और तीसरे भाव में वुष यदि अपनी राशि में हो तो जातक 
चोर होता है ॥ २८-२९ ॥ 

गुरू--यदि जन्मपत्री में तोसरे भाव में उच्च राशि में गुरू हो तो जातक १ विनन्न, 
उच्च राशि के नवांश में २ दूषित चित्त वाला, शुभ राशि के षड्व्ग में ३ क्रूर तथा 
अल्प सन्तानवाछा, नोच राशि में ४ दरिद्रो, नीच राश्षि के नवांश में ५ जुआ में 
अनुरक्त, पाप राशि के पषड्वर्ग में ६ बान्घवों से होन और दुबला-पतछा, मित्र की 
राष्षि में ७ बेचने में तत्यर या दूकानदार मित्र राशि के नवांश में ८ जुआ खेलने वाला, 
वर्गोत्तम में ९ नपुंवक, शत्रु राश्षि में चित्रकारी का ज्ञाता, श्षत्रु राशि के नवांश में 
११ निकृष्ट वा घृणित और तीसरे भाव में गुरू यदि अपनी राशि में हो तो जातक पतित 
होता है ॥ ३०-३१ ॥ 

शुक्र - यदि जन्मपत्री में तोसरे भाव में शुक्र उच्च राश्षि में हो तो जातक १ पतित, 
भूमि के मालिकपन से आवीबिका वाला, उच्च राश्षि के नवांध् में हो तो २ कलहप्रिय, 


अध्याय ७, तृतोयभावविचार श्र 


शुभ राश्षि के षड्वर्ग में हो तो ३ ठगने वाछा, नोच राशि में नीच कुलोत्पन्न, नीच 
राशि के नवांश में ५ निन्‍्दनोय, क्रूर राशि के षड्‌ वर्ग में ६ भांड, मित्र 
राश्षि में ७ दूषित आचरण करने वाला, मित्र राशि के नवांश में ८ बलवानु, वर्गोत्तम 
में ९ कृतघ्न, छत्रु राशि में १० खिलाड़ी; छात्रु राशि के नवांश में ११ चित्रकारों का 
ज्ञाता और तीसरे माव में शुक्र यदि अपनी राशि में हो तो जातक अपने मनुष्यों से 
त्यक्त और मित्र होता है ॥ ३२-३३ ॥॥ 
झानि--यदि जम्मपत्रो में तोसरे भाव में उच्च राशि में शनि हो तो जातक १ 
श्रेष्ठ राजा उच्च राशि के नवांश में धनी, शुभ राशि के पड़्वर्ग में ३ शास्त्र का 
ज्ञाता, नीच राशि में ४ दूषित आत्मा वाला नीच राशि के नवांश में ५ ठगने वाला, 
क्र राशि के षड्वर्ग में ६ घृणा से रहित, मित्र राशि में ७ सचिव या न्यायवेत्ता, 
मित्र राशि के नवांश में ८ गुणी व धनवान, वर्मोत्तम में ९ अभिमानी, छात्रु की राशि 
में १० छाराब पीने में अनुरक्त, छात्रु राशि के नवांश में ११ दीन और तीसरे माव में 
शानि यदि अपनी राश्षि में हो तो जातक १२ कछ्त्रुओं को पराजित करने वाला 
होता है। 
यहाँ चन्द्रमा से शुक्र, शुक्र से गुरू, गुरू से बुध, बुध से शनि, शनि से मौम, मौम 
से धू्यं अधिक होता है ॥ ३४-३५ ॥॥ 
अब आगे यवनाचायंजो के वाक्‍्यों से विशेष फल को बताते हैं। 
यदि जन्मपत्री में तीसरे भाव में सूयं अपनी उच्च राशि में हो या यों जानिये पर- 
मोच्चांध में हो तो जातक अगणित मित्र वाला, यदि चन्द्रमा हो तो किसो देश का 
मालिक, भोम बुध हों तो एक हजार मित्र वारा, गुरू हो तो सैकड़ों का 
स्वामी, शुक्र हो तो अस्सी का मालिक और शनि हो तो १ हजार मित्र वाला होता 
है ॥ ३६-३७ ॥ 
अथ तृतीयभावराशिफलम्‌ । 
बरृद्धयवन: -- 
तृतीयसंस्थे प्रथमे च राशौ मित्र॑ ट्विजाति छभते मनुष्य: । 
परोपकार॑ भ्रणबं॑ शुचिं च॒ भ्रभूतविद्य॑ं नृपपूजिताज्ञम॥ १॥ 
बूषे तृतोये छभते मनुष्यों मित्र नरेन्द्र प्रचुरप्रतापम । 
सुवित्तद भूरियशो निधान सूर॑ कर्वि ब्राह्मणरक्तचित्तम्‌ ॥ २॥ 
तृतीयराशौ सहजप्रयाते मित्र रूमंदूवेश्यगुरुप्रसेवम । 
क्ृषीबर्ल ध्मंकथानुरक्तं सदा सुशीर्ल सुतसम्मतब्च ॥ ३॥ 
चतुर्थराशौ च ठतीयसंस्थे मित्र॑ भवेद्विप्रजनें: सदेव । 
शान्ते: सुधमें: स्वनघें: कृतज्ञैदें व द्वजाराघनतत्परेश्व ॥ ४॥ 
सिंद्दे ठृतीये छभते मनुष्य: क्षद्ध च मित्र॑ परविनलुब्धम्‌। 
बधात्मक॑ पापकथानुरक्तं प्रचण्डबाक्य जनग्ठितवूच ॥ ५॥ 


श्र होरारत्न 


तृतीयसंस्थें प्रमदाभिधाने मेत्री भवेच्चेब बराज्ञनानाम्‌। 
विशेषतों चारुविछासिनोभि: सुपुण्यरक्तं गुरुभक्तकब्च ॥ ६॥ 
ठ॒तीयसंस्थे तु तुलाभिधाने मत्री भवेत्पापपरेमनुष्ये:। 
छोल्यात्मकेलौल्यकथानुरक्ते: साध मनुष्यस्य सुतार्थयुक्ते: ॥ ७॥ 
अछौ ठृतीये भवने मनुष्येमेत्री सदा पापजनेद रद्रें:। 
कृतघ्नताथ्यं: कल्द्वानुरक्ते: ब्यपेतलब्जजनताबिरुद्धें: ॥ < ४ 
चापे ठृतीये छभमते मनुष्यों मेत्री सुशुरे्ृंपसेवकेश्य । 
वित्तश्वरंध॑मंपरे: प्रसन्‍ने: कृपानुरक्ते रणकोबविदेश्य ॥ ९॥ 
सृगस्तृतीये च नरस्य यम्य करोति सौख्यं सतत॑ सुखात्यम्‌ ! 
नित्य॑ सुदृददेबगुरुप्रसक्त महाघन॑ पण्डितमप्रमेयम्‌ ॥ १०॥ 
कुम्मे दूतोये छभते मनुष्यों मेत्रीं ब्रतक्षेबंहकीर्तियुक्ते:। 
क्षमाधिके: सत्यपरे: सुशीलेगुंणाघिके: साधुकथानुरक्त: ॥ ११॥ 
मीने ठृतीये छभते मनष्यो मन्नी सदा हास्यपरें: समुस्ध:। 
कुशोलनः क्रीडनके: कुशीलेगत प्रियेंगेयपरे: खल्लेइ्च ॥ १२॥ 
अब आगे तीसरे भाव में बारह राशियों के फल को वृद्ध यवनाचाये जी के वाक्यों 
का । 
हैं का भाव में ब्रेष राशि का फल--यदि कुण्डली में तीसरे भाव में मेष राशि हो 
तो जातक ब्राह्मणों से मित्रता करने बाछा, परोपकारी, श्रेष्ठ, पवित्र, अधिक विद्वान 
और राजा से सम्मानित होता है ॥१॥॥ 
तोसरे भाव में वृष राशि का फछ- यदि कुण्डली में तीसरे भाव में वृष राधि हो 
तो जातक राजा, मित्रता से युक्त, बड़ा प्रतापी, सुन्दर धनवानू, अधिक यशस्बी, वीर, 
कवि और ब्राह्मणों में अनुरक्त चित्त वाला होता है ॥२॥ 
तोसरे भाव में भियुन राशि का फल--यदि कुण्डली में तीसरे भाव में मिथुन राशि 
हो तो जातक बनिया व गुरू को सेवा करने से उनका मित्र, खेती करने वाछा, धामिक 
क्षाओं में आसक्त, सदा सुशोलत और पुत्र से सम्मत होता है ॥३॥ 
तोसरे भाव में कक राशि का फल--यदि कुण्डलो में तीसरे भाव में कक राशि हो 
तो जातक सदा ही ब्राह्मणों से मित्रता करने वाछा तथा शान्त, सुन्दर धामिक, कृतज्ञ 
और देव व ब्राह्मणों को पूजा में तत्थर मनुष्यों से मैत्री करने वाला होता है ॥४॥ 
तोसरे भाव में सिह राशि का फल- यदि कुण्डली में तीसरे भाव में सिह राशि हो 
तो जातक क्षुद्र मित्र बाला, दूसरे के धन का छोमी, सक, पाप की बातों में आसक्त, 
उग्र बोलने बाला और मुध्यों से निन्‍्दनीय होता है ॥५॥॥ 
तोसरे भाव में कन्या राशि का फल -यदि कुण्डली में तोसरे माव में कन्या राशि 
हो तो जातक वेक्ष्याओं से मित्रता करने वाला, विशेष सुन्दर बिलास करने वाली स्त्रियों 
से मैत्री वाला, सुन्दर पुष्यवाच्‌ और गुरु का मक्त होता है ॥६॥ 


अध्याय ७, तृतोयभावविचार श्र्३े 


तोसरे झाव में तुला राशि का फल-- यदि कुण्डली में तीसरे माव में तुला राधि 
हो तो जातक पाषियों से मित्रता करने वाला, चञअल आत्मा वालों से चचलता की 
वार्ता में आसक्त और पुत्र व धन से युक्त मनुष्यों से मैत्री वाला होता है ॥ ७॥ 
तोसरे भाव में वृश्चिक राशि का फलल--यदि कुण्डली में तीसरे भाव में वृश्चिक 
राशि हो तो जातक सदा परापी-दरिद्री-कृतघ्न-कलही-निलंज्ज और जनसमूह के विपरीत 
आचरण करने वाले से मित्रता करने वाला होता है ॥८॥ 
तोसरे भाव में धनु राशि का फल--यदि कुण्डली में तोसरे माव में धनु राशि हो 
तो जातक वीर-राजा के नोकर-धनो-धर्मात्मा-प्रसन्न-कृपालु और युद्ध के जानने वालों से 
मैत्री वाला होता है ॥९॥॥ 
तोसरे भाव में मकर राशि का फल--यदि कुण्डली में तीसरे भाव में मकर राशि 
हो तो जातक निरन्तर सुख से युक्त, सदा मित्र-देवता व गुरू का भक्त, बड़ा नवाब 
और अप्रमेय विद्वान होता है ॥१०॥ 
विद्योष--पुस्तक में यह इलोक नहीं है यहाँ बृहद्यवतजातक से दिया है बयोंकि 
राशिस्थ फलों को समता प्राय: इसी ग्रन्थ से मिलती है ॥१०॥ 
तोसरे भाव में कुम्भ राशि का फल--यदि कुण्डलो में तोसरे भाव में कुम्म राशि 
हो तो जातक ब्रत के जानकार--अधिक कीतिमासू, अधिक क्षमावात्‌-- परम सत्यात्मा- 
सुशील-बड़े गुणवात्‌ और अच्छो बातों में आसक्त मनुष्यों से मित्रता करने वाला 
होता है ॥११॥ 
तीसरे भाव में मोन राशि का फल--यदि कुण्डल्ली में तीसरे माव में मीन राधि 
हो तो जातक हँसने बालों से मोहित-कुशोल-खिलाड़ी-दृषित चिन्तकन्गान प्रेमी-गायक 
और दुषटों से मैत्रों वाला होता है ॥१२॥ 
अथ सहजेशद्वादशभावफलम्‌-- 
बृद्धयब नः-- 
सहजपतौ छग्नगते वाग्वादी लम्पटः स्वजनभेदी। 
सेबापरः कुमित्रः ऋरो बा भबति पुरुषइच ॥१॥ 
धनगृहगे सहजेशे भिक्ष॒विघनो3ल्पजीबितः पुरुष: । 
बन्धुविरोधी करे सौम्ये पुनरीश्रे खचरे ॥ ३॥ 
सहजगतः सहजपतिः समत्व॑ ससुदृदं झुभं स्वजनम्‌ । 
देवगुरुपुजनरत॑ नूपछाभपर॑ नरं कुरुते॥३॥ 
अआरठ॒पतौ तु्यंगते पिठ्सोदरसुखकृदुदयक्त्तेपाम्‌ । 
मात्रा सह बेरकरः पितृवित्तभक्षकः पुरुषः॥ ४ ॥ 
दु अ्क्यपतो सुतगते सुब्ान्धवः सुतसहोदरेः पाल्यः । 
दार्घायुभंबति नरः. परोपकारेकनिरतमतिः॥ ५॥ 


श्र्४ होरास्त्त 


षष्ठगते सहजपतो बन्धुविरोधी च नयनगोगी च | 
भूछाभी भवति भ्रुअं कदाचिदषि रोगसंकलित: ॥ ६॥ 
सहजपतौ सप्रमगे नरस्य भारया भवेत्प्रवररूपा । 
सौभाग्यबती युवती ऋरे देवरगृहमायाति ॥ ७॥ 
अआतुः पतिरष्टमगः सहजमृतसोदरं नर॑ कुरुते । 
करे बहुपुरुष॑ जीवति यध्यष्टवर्षाणि॥ ८॥ 
घमंगते सहजपतोौ करे बन्धूज्ितस्तथा सौम्ये। 
सद्बान्धवश्व सुकृती सोदरभक्तो भवति मनुजः। ९॥ 
दुश्चिक्येशे दशमे र्ृपपृज्यों माठ्बन्धुपरिभक्तः । 
उत्तमबन्धुषु सेवा बिनिश्चितों जायते मनुजः॥ १०॥ 
छाभस्थः सहजेशः सुबान्धवं राजलछाभिनं कुरुते | 
पुरुष बन्धुषु सेवा विध'यिन॑ भोगनिरतख्व ॥ ६१॥ 
व्ययगे दुश्निक्येशे मित्रविरोधी स्वबनन्धुसंतापी । 
दूरे बासितबन्धुर्विदेशनगामी नरो भबति॥ १२॥ 
इति सहजभावविचारः। 
अब आगे बारह भावों में स्थित तृतोयेश के फल को वृद्ध यवनाचाय॑ जी के वाक्‍यों 
से बतलाते हैं । 
छम्न में तुतोयेश का फल--यदि जन्म के समय में तीसरे माव का स्वामी छग्न में 
हो तो जातक वाणी से विवादी, लृम्पट, अपने मनुष्यों का भेदी, परम सेवक, दुष्ट मित्र 
बाला अथवा क्रूर होता है ॥ १॥ 
चन में तृतोयेश का फल--यदि जन्म के समय में तीसरे भाव का मालिक 
घन माव में हो तो जातक भीख माँगने बाला, नि्ंन, अल्पायु, क्रूर ग्रह हो तो बान्धवों 
का विरोधी, शुभ ग्रह होने पर अधिपति या समथंवाय्‌ होता है ॥ २ !। 
सहज में तृतोयेश का फल यदि जन्म के समय में तीसरे माव का स्वामी 
तीसरे भाव में हो तो जातक समान भावना का, मित्रों से युक्त, अपने मनुष्यों का 
अच्छा करने वाला, देवता व गुरू की पूजा में आसक्त और राजा से अधिक छाभ करने 
बाला होता है ॥ ३ ॥ 
सुख में तुतीयेश का फल--यदि जन्म के समय में तोसरे भाव का स्वामी चौथे 
भाव में हों तो जातक पिता व भाई को सुख देने वाछा व उदय करने वाला, माता 
का विरोधी और पिता के घन का भोगी होता है ॥ ४ ॥ 
सुत में तुतोयेश का फल--यदि जन्म के समय में तौसरे भाव का स्वामी पाँचवें 
भाव में हो तो जातक अच्छे बास्धवों वाला, पुत्र और भाईयों से पालने योग्य, दीर्घायुं 
ओर दूसरे के उपकार करने में आसक्त होता है ॥ ५ ॥॥ 


अध्याय ७, तृतोयभावविचार श्र्ष 


झन्रु में तृतीयेश का फल--यदि जन्म के समय में तीसरे भाव का स्वामो छठे माव 
में हो तो जातक बान्धवों का विरोध करने वाला, आँख का रोगी, भूमि से छाभ करने 
वाला और किसी मो समय में अधिक रोगों से युक्त होता है ॥ ६ ॥ 

जाया में तृतीयेश का फल - यदि जन्म के समय में तीसरे भाव का स्वामी सातवें 
भाव में हो तो जातक की स्ट्री श्रेष्ठ रूप वाली और सौमाग्य से युक्ता यदि पापग्रह हो 
तो देवर के घर जाती है॥ ७ ॥ 

मृत्यु में तृतोयेश्ञ का फल--यदि जन्म के समय में तोसरे भाव का स्वामो आठवें 
भाव में है तो जातक बान्धव और भाईयों का नाशक, यदि क्रूर ग्रह हो तो अधिक 
पुरुषों के साथ आठ वर्ष तक जोबन प्राप्त करता है ॥ ८॥ 

भाग्य में तुतोयेश का फल--यदि जन्म के समय में नवें माब में तोसरे भाव का 
स्वामी क्रूर प्रह हो तो जातक बान्धवों से त्यक्त, शुभग्रह होने पर श्रेष्ठ बान्धवों से युक्त, 
पुण्यवात्‌ और माईयों का भक्त होता है ॥ ९ ॥ 

कम में तुतोयेश का फल--यदि जन्म के समय में तीसरे माव का स्वामी दशम 
भाव में हो तो जातक राजा से पूजित, माता व बान्धवों का भक्त और श्रेष्ठ बान्धवों 
का निषचय ही सेवक होता है ॥ १० ॥ 

लाभ में तृतीयेश का फल--यदि जन्म के समय में तोसरे भाव का स्वामी ग्यारहवें 
भाव में हो तो जातक सुन्दर बन्धु बाछा, राजा से छाम करने वाला, बन्धुओं का सेवक 
और भोग में आसक्त होता है ॥ ११॥ 

व्यय में तुतीयेश का फल--यदि जन्म के समय में तीसरे भाव का स्वामी बारहवें 
भाष में हो तो जातक मित्रों का विरोध करने वाला, अपने 'बान्धवों का संतापो, दूर- 
वासी बान्धवों वाला और विदेश जाने वाला होता है ॥ १२॥ 

इस प्रकार तीसरे माव का विचार समाप्त हुआ | 


अथ सुटरदूभाव बिचारस्तत्र कि बिन्त्यमित्युक्त 

जातकाभरणे-- 

सुदृदगृहग्रामचतुष्पदानां. क्षेत्रा्यमाछोकनक॑ चतुर्थ । 

दृष्टे शुभानां भुभयोगतो वा भवेत्पवृद्धि नियमेन तेषाम्‌ ॥१॥ इति | 
यबन:-- 

स्वस्वामिशुभयुग॒दृष्ट चतुर्थ मित्रसौरूयदम्‌ । 

बुधों भौमेन संदृष्टो कुरुतेडत्र सुदतक्षयम्‌॥ २॥ 
चअन्‍्द्राद्‌ विलग्नाच्च रविश्चतुर्थ कुर्यात्‌ पिठव्यस्य ग्रहास्पदब्च । 
शुक्रस्तु दाराश्रयसौख्यवृत्त ख्रग्वस्त्रसौमाग्यगृहं. प्रद्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
बुधस्तु यत्नादितबन्धुसौर्यं बन्धों परावासकृताधिबासम्‌। 
सुदुःखितज्ञोउस्यग्रृद्ाटनानां कुजो5कजो दासग्रह्मशयानाम्‌ ॥ ४॥ 


१२६ होरारतत 


पापश्चतुर्थ परवेश्मसंस्थं तदीक्षितोःस्यें: झुभदे रदृष्ट:। 
परोत्थसंस्थानपरोपतापं प्रायश्व अन्धूद्भबजं सुदुःखम्‌॥ ५॥ 
गर्ग:-- 
जीवेक्षिते शुभ शुक्रे ज्ञारइष्टे सुहृतक्षयः। 
सुखे क्र्रयुते मातुः क्लेशक्ृत्सशुभे सुखम्‌॥?१॥ 
बन्धु' निहन्ति सबिता बन्धुस्थानगतो नृणाम्‌। 
सतत कारयेत्तापं छत्रवाहनममेब च॥२॥ 
जनयेदूबहुसोर्यानि सक्प्रामेउप्यपछायनम्‌ | 
कुश॑ च॒ बहुभाय च मानिन॑ कुरुते रबि:॥३॥ 
भार्याबान्धवश्ृत्यों च हस्‍्य॑ बाहनसम्पद:। 
बन्धो कुमुदबन्धो च भवन्ति सतत नृणाम्‌॥ ४॥ 
बन्धुद्दीन: कुजे बन्धो भूम्या जीबी नर: सदा । 
प्रवासी पह्लेछे देशे भवने बसकदंमे॥५॥ 
बहुमित्रो बहुधनों बन्धौ पाप॑ विना बुघः। 
नानारसबिछासी च सपापे त्वन्यथा फलछम्‌॥ ६॥ 
अबन्ति बालमित्राणि यस्य मित्रगतों गुरु:। 
दिव्यमालाम्बरक्रीडा नानाबाहनयोग्यता ॥ ७॥ 
परदयितबिचित्राबासबासी विछासी 
बहुविधसुखभोगी राजपूज्यश्रिरायुः । 
बरपरिकरभायों भागवे बन्‍्धुसंस्थे 
अबति मनुजवर्य: सबंदा विक्रमी च॥ ८॥ 
भग्नासनगृहों नित्य॑ विकलो दुःखपीडितः। 
स्वस्थानअंशमाप्नोति सौरे बन्धुगते नरः॥९॥ 
नीचमित्रगृद्वासी ग्रामोपान्तनिकेतन: । 
कुचैछः कुसुमाबीशे राह्दौ मित्रगते नरः॥ १०॥ 
बन्धुस्थानगते राष्यौ बन्धुपीडकरो भवेत्‌। 
गबि कर्किणि मेषे च स च बन्ध॒प्रदो भवेत ॥ ११॥ 
चतुर्थे च भवेस्केतु: माठृपित्रोइच कष्टकृत्‌ । 
अतिचिन्ता महाकष्टं सुदृदं॑ सुखबजितम्‌ ॥ १२॥ 
अब आगे चौथे भाव के विचार को कहते हैं। प्रथम चोथे माव से किन-किन 
वस्तुओं का विचार करना चाहिये, इसे जातकामरण के वाक्य से कहते हैं । 
जातकाभरण नामक ग्रन्य में कहा है कि चौथे माव से मित्र-घर-गाँव-पशु और 


अध्याय ७, तृतोयभावविचार श्२७ 


खेत आदि का विचार करना चाहिये। यदि चतुर्थ भाव शुभग्रह से दृष्ट या युत हो 
तो उक्त वस्तुओं की नियम से वृद्धि होती है ॥ १॥ 

अब आगे यवनाचाय॑ जो के वाक्यों से चतुर्थ माव के फल को कहते हैं । 

यदि जन्मपत्री में चौथा माव अपने स्वामी से या शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो 
जातक मित्र को सुख देने वाला या मित्र सुल्व से युक्त होता है । 

यदि चौथे भाव में बुध भौम से दृष्ट हा तो जातक के मित्रों का क्षय होता है अर्थात्‌ 
मित्रों से होन होता है ॥ २ ॥ 

यदि जन्मपत्री में चन्द्रमा से या लम्न से चौथे स्थान में सूर्य हो तो जातक चाचा 
का घर प्राप्त करने वाला, यदि शुक्र हो तो स्त्री के आश्रय से खुखी, माला, वस्त्र, 
सुन्दर माग्य और घर से युक्त होता है ॥ ३ ॥ 

यदि जन्मपत्री में चोये भाव में बुध हो तो जातक यत्न से द्षात्रु व बान्घवों से सुखी 
और दूसरे के घर में रहने बाला होता है । 

यदि जम्मपत्री में चोये माव में मोम हो तो जातक अच्छी रोति से दु खों को जानने 
आला, दूसरे के घरों में घूमने वाछा, यदि शनि हो तो नौंकरों के घर में रहने वाला 
होता है ॥ ४॥ 

यदि जम्मपत्री में चौथे माव में पापग्रह अन्य पापग्रह की राशि में अन्य पापग्रह से 
हृष्ट और शुभग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक दूसरे के उत्थान को देखकर जलने बाला 
और प्रायः कर बान्धवां से दु:ख्ली होता है ।॥ ५ ॥ 

अब आगे गर्भाचाय॑ जो के वाक्‍्यों से चौथे भाव में स्थित ग्रहों के फल को कहते हैं। 

यदि जन्मपत्री में चौथे भाव में शुक्र, गरुरूसे दृष्ट हो तो मित्रों का सुख, यदि 
आुध भौम से दृष्ट हो तो मित्रों का क्षय, यदि चौथे माव में पापग्रह हो तो माता को 
्लेशकारी, यदि शुभग्रह हो तो माता का सुखकारी होता है ॥ १॥ 

सूये “यदि जन्‍्मपत्रों में चोये माव में सूयं हो तो जातक बान्धवों का नाशक, 
निरन्तर पश्चात्ताप करने वाला, आतपत्र व सवारी से युक्त, अधिक सुखो, युद्ध में नहीं 
आगने वाला, दुबला, अधिक स्त्रियों से युक्त और अभिमानी होता है ॥ २-३ ॥ 

अन्द्रमा--यदि जल्मपत्री में चौथे माव से चन्द्रमा हो तो जातक स्त्री, बान्धव व 
नौंकरों से युक्त, घर व सवारी की सम्पत्ति से सदा युक्त होता है ॥ ४॥ 

भौस - यदि जन्मपत्री में चोथे भाव में भोम हो तो जातक बान्धवों से हीन, भूमि 
से आजीविका करने वाला, कोचड़ वाल देश का प्रवासी अयवा कीचड़ में बने हुए धर 
में रहने वाला होता है ॥ ५ ॥ 

बुच - यदि जन्मपत्री में चोथे भाव में बुध हो तो जातक अधिक मित्रों से युक्त, 
बड़ा धनवान्‌, अनेक रसों का भोगी, यदि पापग्रह के साथ हो तो इसके विपरीत फल 
होता है ॥ ६ ॥ 

गुरू-यदि जन्मपत्रो में चोथे माव में गुरू हो तो जातक बालकों से मित्रता करने 
वाला, सुन्दर माला व बस्त्रों से खेलने वाला अधिक सवारी के साधनों से सम्पन्न 


होता है।। ७॥। 


शरद होरारत 


शुक्र-यदि जन्मपत्री में चोथे भाव में शुक्र हो तो जातक दूसरे का प्रिय, 
विचित्र आवास में रहने वाछा, विछासी. अनेक प्रकार से सुख का भोगी, राजा 
से पूजित, दीर्घायु, श्रेष्ठ समुदाय व स्त्री वाला, मनुष्यों में श्रेष्ठ और सबंदा पराक्रमी 
होता है ॥ ८ ॥ 

झनि- यदि जन्मपत्री में चोये माव में शनि हो तो जातक भग्न ( फूटे ) घर 
में रहने वाला, सदा अश्यान्त, दुःख से पीड़ित ओर अपने स्थान से च्युत होने बालक 
होता है ॥ ९॥ 

राहु--यदि जन्मपत्री में चौथे माव में राहु हो तो जातक दुष्ट मित्र के घर में 
रहने वाला, गाँव के अन्त में घर वाका ओर मैले वस्त्र वाला तथा बान्धवों को 
पीड़ित करने वाला होता है। यदि मेष या वृष या कक॑ में हो तो बान्धवों से युक्त 
होता है ॥ १०-११॥ 

केतु--यदि जन्मपत्री में चौथे भाज में केतु हो तो जातक माता-पिता को कष्ट देने 
वाला, अधिक चिन्तित, बड़े कष्ट से युक्त और मित्र सुख से रहित होता है ॥ १२॥ 


अथ चतुर्थभावे विशेषफल्म । 

कश्यप+- 
स्वोच्चे १ स्वोच्चनबांशे च २ झुभवर्गे5थ ३ नोचमे ४। 
नोचांशे ५ ऋरषडूबगें ६ मित्रमे ७ सुहृदंशके ८॥१३॥ 
बर्गोत्तमे5९रिभे5 १० यश ११ स्वर्क्ष १२ द्वादशधा कमात्‌ । 
फलव्च सुखभावोत्थं कथ्यते यबनोदितम्‌॥ १४॥ 
कष्टज॑ १ स्थल्पवित्त च २ परदारभवं ३ नवम्‌ ४। 
दुःखा्य ५ सृणदुःखाढ्य ६ सपापं ७ चौयंसंभवम्‌ <॥ १५॥ 
नित्यक्षयं ९ युद्धभवं १० पर सेवाभव॑ ११ तथा। 
बधबन्ध १२ भव सूर्य सुखं स्थात्‌ सुखभावगे॥ १६६ 
गजाइबजं १ द्वेमभबं २ नित्यमेकबिध ३ तथा। 
चूतजं ४ भूरिक्षिज ५ पापजं ५ बहुपुत्रजम्‌ ७॥१७॥ 
पिठृजं ८ विनयोदूभूत ९ मनोतिजनितं १० तथा। 
कपटोत्थं ११ खलोदुभूतं १२ सुखं चन्द्रे सुखस्थिते ॥१८॥ 
परसूदनसंभूत॑ १ परवरूचनसंभवम्‌ २ । 
बड्चनोत्थं ३ नेब परं ४ मोषज ५ बधबन्धजम्‌ ६॥१९॥ 
परशोकोत्थ ७ मन्यायात्‌ < परस्वविलछयोद्‌मवम्‌ ९। 
पौंअल्या १० परयेत्युत्यं ११ सुखं मोद्दात्‌ १२ कुजे सुखे ॥२०॥ 
महाजनोत्थं १ राजोत्थ २ क्षय क्लेशज ४ ततः। 
परसेवासमुदूभमूत ५. मथ चान्त्यजसन्नजम ६ ॥२१॥ 


हि अध्याय ७ चतुथंभावविचार १२९ 


सुपुत्रज॑ ७ कलत्रोत्थं ८ कन्योंउत्थं « क्रयविक्रयात्‌ १०। 
परग्मुपाल्यात्‌ ११ स्ववन्धुभ्यः १२ सुखं सोम्ये सुखे स्थिते॥ २२॥ 
नित्यपूर्णा १ सुखाद»ं च २ घमंजं ३ नोचसब्नजम। 
मिश्रभावसमुदूभूत॑ ५ मोषणोत्थं ६ तथाज्ञजम ७॥ २३॥ 
श्ृत्यज॑ < भगिनोजात॑ ९ नीचसेवासमुद्भवम्‌ १०। 
नीचसेवाभवं ११ भूपसज्ञजं १९ खुखगे गुरौ॥ २४॥ 
मित्रजातं १ खरो्टोत्थ॑२ गजबाज़िसमुदु्भबम्‌ ३। 
परदार्यात्‌ू ४ विनाशोत्थं ५ गुरुपत्नोसमुद्भवम्‌ ६॥ २५॥ 
गोघनोत्थ ७ मजाव्युत्थ॑< महिषीजं ९ कुसेवया १०। 
परदेशभव॑ ११ देवद्विजसज्ञात्‌ १९ सुखे, स्थिते॥ २६॥ 
पक्षिणो बन्धनायुत्यथ॑ १ मांसाहारेण २ कर्षणात ३। 
अभानुष्यालू ४ छोकबन्धात्‌ ५ पररन्थधरातिसज्नजम ६॥ २७॥ 
स्वस्त्रीत्यागभवं॑ ७ स्वीययोष्यहानेः < पराद॑नात्‌ ५। 
परवब्चनज॑ मर्त्यविक्रयाद ११५ रसविक्रयात्‌ १२॥ २८॥ 
सुख॑ शनी सुखध्थ स्यादथ श्रष्ठ क्रमाच्च तत्‌। 
शनिभौमकंशुक्रज्ञ धन्‍्द्रजी वे: सुखस्थिते: ॥ २९॥ 
यबनः-- 
अनन्तसौख्यः सूरराजमन्त्री राज़ाधिपः सोमसुतः सितश्च। 
सहस्रकः शीतमयूखमाली .पष्ठाधिपा: सूयंशनैश्चरारा: ॥ ३०॥ 
स्वतुज्ञसंस्थास्त्वनुपाततश्च सौख्यानि यचछन्ति सदा ग्रहेन्द्रा:। 
नीचाश्निता नीचसखा भवन्ति पड़वगंशुद्धाइच यथा स्वतुज्गेः॥ ३१॥ 
अब आगे चौथे भाव के विशेष फल को कश्यप ऋषि के वाक्‍्यों से कहते हैं । 
चोये भाव में सूर्य का विज्ञेष फल - यदि कुण्डली में चौथे भाव में सूयं उच्चराशि में 
हो तो जातक १ कष्ट से, उच्च राशि के नवांद्ा में २ अल्पधन से, शुभ राशि पडवर्ग में 
३ दूभरे को स्त्री से, नौच राशि में ४ नवीनता से, नीचराश्नि के नवांश में ५ दुःख से, 
क्रूर राशि के पश्वर्ग में ६ ऋण के दुःख से, मित्र को राशि में ७ पाप से, मित्र राशि के 
नयांश में ८ चोरी से, वर्गोत्तम में ९ निश्यक्षीणता से, छात्रु की राश्षि में १० युद्ध से, 
पत्रुराशि के नह्रांझ में ११ दूसरे की सेवा से और चौथे भाव में यदि सूर्य अपनी 
राशि में हो तो जातक हिसा व बन्धन से सुखी होता है ॥१३-१६॥ 
चौथे भाव में चन्द्रमा का विशेष फल--यदि कुण्डली में चौथे माव में चन्द्रमा उच्च 
राष्टि में हो तो जातक १ हाथी व घोड़ाओं से, उच्च राशि के नवांश में हो तो २ सुवर्ण 
से, शुभ षड्वर्ग में ३ प्रतिदिन एकसा, नीच राष्षि में ४ जुआ से, नीचराशि के नवांश 
में ५ अधिक खेती से, क्रूर राशि के षड्वर्ग में ६ पाप से मित्र राशि में ७ अधिक 
पुत्रों से, मित्र राष्ति के नवांश में ८ पिता से, वर्गोत्तम में ९ विनम्रता से, छात्रु राशि 








१३० होरारत्न 


में १० अनीति से, शत्रुराशि फ़े नवांश में ११ कपट से और चोथे भाव में चन्द्रमा 
अपनी राशि में हो तो जातक दुशें १२ से सुख प्राप्त करता है ॥१७-१५॥ 

चोथे भाव में भोम का विशेष फल--यदि कुण्डलो में चोथे माव में भोम उच्चराशि 
में हो तो १ जातक दूसरे को दुःख देने से, उच्च राशि के नवांश में २ दूसरे को ठगने 
से, शुभ पड्वर्ग में ३ ठगने से, नीच राशि में ४ मध्यम, नीच राशि के नवांश में ५ 
चोरी से, पाप षड्वर्ग में ६ हिसा व बन्धन से, मित्र की राशि में ७ दूसरे के शोक से, 
मित्र राशि के नवांश में ८ अन्याय से, वर्गोत्तम में ९ दूसरे के घन के विलय से, नीच- 
राष्षि में १० व्यमिचारिणो स्त्री से, नीच राशि के नवांश में ११ दूसरे की स्त्री से और 
हा भाव में मौम अपनी राशि में हो तो जातक मोह से १२ सुख प्राप्त करता 

१९-२०॥ 

चौथे भाव में बुध का विशेष फल--यदि कुण्डली में चौथे माव में बुध उच्चराशि 
में हो तो ! जातक अधिकजनों से, उच्च राशि के नवांश में २ राजा से, शुम षड्वरगं 
में ३ अक्षीणता से नीच राशि में ४ क्लेश से, नीचराशि के नवांश में ५ दूसरे की सेवा 
से, क्रूर राशि के षड्वर्ग में ६ अन्त्यजों को सज्भुति से, मित्र राशि में ७ अच्छे पुत्र से, 
मित्र राशि के नवांश में ८ स्त्रो से, वर्गोत्तम में ९ कम्या से, शत्रु राशि में १० खरीदने 
व बेचने से, शत्रुराशि के णांश में ११ पशुपाकूत से और चोथे भाव में यदि अपनी 
राष्ति में १२ बुध हो तो जातक अपने बान्षवों से सुखो होता है ॥ २१-२२ ॥ 

चोये भाव में गुरु का विशेष फलल--यदि कुण्डली में चौथे माव में गुरु उच्च राशि 
में हो तो जातक १ नित्य पूर्णता से, उच्च राशि के नवांक्ष में र आधा, शुभ पड 
वर्ग में ३ धरम से, नीचराशि में ४ दुशें को सज़ृति से, नोच राश्षि के नवांश में ५ 
मिश्चित भावना से, क्रूर राशि के पड्वर्ग में ६ चोरी से, मित्र राशि में ७ शरीर से, 
मित्र राशि के नवांश में ८ नौकर से, वर्गोत्तम में ९ बहिन से, शत्रु की राशि में १० 
दुशें की सेवा से, शत्रुराध्षि के नवांश में ११ दुष्टों की सेवा से और चौथे भाव में गुरु 
यदि अपनी राशि में हो तो जातक १३ राजा की सज्भति से सुख प्राप्त करता 


है ॥२३-२४॥' 
छोये भाव में शुक्र का विशेष फल--यदि कुण्डली में चौथे माव में शुक्र उच्च राशि 


में हो तो जातक १ मित्र से, उच्च राशि के नवांश में २ गधा और ऊंट से, शुभ राशि 
के षड्वर्ग में ३ हाथो और घोड़ाओं से, नीच राशि में ४ दूसरे के स्त्री से, नीच राशि 
नवांश में ५ विनाश से, क्रूर राशि के षड्वर्ग में ६ गुरु पत्नी से, भित्र की राशि में 
७ गायों से, मित्र राशि के नवांश ८ में भेड़ बकरी से, वर्गोत्तम में ९ स्त्री से, शत्रु राशि 
में १० दूषित सेवा से, शत्रु राशि के नवांश में ११ दूसरे देश से और चौथे भाव में 
शुक्र यदि अपनी राशि में हो तो १२ जातक देवता व ब्राह्मणों की सज्भति से सुख प्राप्त 
करता है॥ २५-२६ ॥ 

चोथे भाव में शनि का विशेष फल--यदि कुण्डली में चौथे माव में शनि उच्च 
राश्षि में हो तो १ पक्षियों के बन्धन से, उच्च राशि के नवांश में २ मांस खाने से, शुभ 
राशि के पड्ठ॒ग में ३ कषंण से ( खेतो ), नीच राशि में ४ मनुष्येतर से, नीच राशि के 


श्ब्र होरारत्त 


सगे सुखस्थे सुखभाग्मनुष्यः सदा भवेत्तोयनिषेवणेन | 

उद्यानवापीतटसक्लमेन.. मित्रप्रचःरेः खुरतप्रधाने; ॥ १० ॥ 

घटे सुखस्थ प्रमदाभिधानात्प्रप्नोति सौख्यं विविध मनुप्यम । 

मिप्ठान्नपानें: फड्शाकपत्रेंविंदग्धवाक्ये: कुहकानुकारें:॥ ११॥ 

मीने सुखस्थे तु सुख मनुष्य: प्राप्तोति सोख्यं जलसंश्रयेण । 

शमे: सदा देवसमुद्भेश् स्थानः सुवस्त्रेः सुधनेविंचित्रेः॥ १२॥ 

अब आगे चौथे भाव में बारह राशियों के फल को वृद्ध यवनाचायंजी के वचन से 
कहते हैं । 

सुख भाव में मेष राशि का फछ--यदि जन्माउज़ू में चौथे माव में मेष राशि हो 
तो जातक पशुओं से, विल्लासिनी स्त्रियों से, विचित्र भोगों से, अनेक प्रकार अन्त व पान 
से और पराक्रम से पैदा किये हुए घन से धुखी होता है ॥ १ ॥ 

सुछ्त भाव में वृष राशि का फल--यदि जन्‍्माउज्ज में चौथे भाव में वृष राशि हो 
तो जातक अधिक मान्यता व सम्मान से, पराक्षम से, राजा के सेवन से, ब्राह्मणों की 
पूजा से और नियम तथा ब्रतों से सुखो होता है ॥ २ ॥ 

सुख भाव में सिथुन राशि का फल--यदि जन्माउज् में चौथे माव में मिथुन राधि 
हो तो जातक स्त्रियों से, जल में स्नान से, बन की सेवा से, अधिक पुष्प और व्त्रों के 
सेवन से सुखी होता है ॥ ३ ॥ 

सुख भाव में कर्क राशि का फल-- यदि जन्मा:ज्ु में चौथे माव में कर्क राशि हो 
तो जातक स्वरूपवानू, सुन्दर भाग्यशालो, सुशील, स्त्री से सज़ति करने वाला, समस्त 
गुणों से युक्त, विद्या से विनयी और जन प्रिय होता है ॥ ४ ॥ 

सुख भाव में सिह राक्षि का फह--यदि जस्माउज़ में चौथे भाव में सिह राशि हो 
तो जातक कदाचित्‌ क्रोध से, अधिक दरिद्रता से, अशीलता से, दुष्ट मित्रों के सज्भ से 
ओऔर धन के संग्रह से धुखी होता है ॥ ५ ॥ 

सुख भाव में कस्या राशि का फल--यदि जन्माउज् में चौथे भाव में कन्या राशि 
हो तो जातक स्त्रियों के संयोग से, अध्कि अन्त पान से, राजा को सेवा से अथवा बड़े 
उद्यम से और धमं के सेवन से सुल्लो होता है ॥ ४ ॥॥ 

सुख्त भाव में तुला राक्षि का फल--यदि जन्‍्मा:ज़ में चौथे भाव में तुला राशि हो 
तो जातक चुगरूखोरी से , दूसरे के दंपों को देखने से व कहने से, चोरी से, युद्ध से और 
मोह से सुल्ती होता है ॥ ७ ॥ 

सुख भाव में वृश्चिक राधि का फल- यदि जन्माउज्ज में चौथे भाव में वृश्चिक राधि 
हो तो जातक सदा अत्यन्त तीखा, दूसरे से मयभीत चित्त वाला, अधिक सेवा, पराक्रम 
व गयव॑ से रहित, दूसरे से चतुर, बुद्धि व धीरता से रहित होता है ॥ ८ ॥ 

सुख भाव में धनु राशि का फल--यदि जन्मा:ज़् में चौथे भाव में धनु राशि हो 
तो जातक यद्ध में रहने से, अच्छा बोलने से, विचित्र घोड़ाओं की सेवा से और बिना 
बन्धन से सुखी होता है ॥ ९ ॥ 

















ऋष्याय ७, चतु्यभावविचार १३३ 


सुख भाव में मकर राशि का फल--यदि जन्माउज् में चोथे माव में मकर राशि 
हो तो जातक जल सेवन से, बाग, बगीचा, कुआ, बायरी के संयोग से, मित्रों के प्रचार 
से और श्रेष्ठ संयोग से सुखी होता है ॥ १० ॥ 

सुख भाव में कुम्भ राशि का फल--यदि जन्माउज्ज में चोये माव में कुम्म राशि 
हो तो जातक स्त्री के नाम से अनेक प्रकार से, मधुर मोजन व पान से, फछ, साग, 
पत्ताओं से, विद्वानों के वचन से और ठगी से सुखी होता है ॥ ११॥ 

सुस्त भाव में मौन राशि का फल--यदि जन्‍्माःज़ु में चोये माव में मौन राशि हो 
सो जातक जल सेवन से, सदा शान्ति से, देवस्थानों से, सुन्दर बस्त्रों से और विचित्र 
अनों से सुल्ली होता है ॥ १२॥ 


अथ चतुर्थेशद्वादशभावफलम्‌ 
तुर्यंपतौ छग्नगते पिठपुत्री स्नेहछो मिथः कुरुते। 
पिठ्पक्षबैरिकलितं पिठ्नाम्ना सुप्रसिद्धक् ॥ १॥ 
पातालपे धनस्थे ऋरखगे पिठ्विरोधकृरूच शुभे । 
पिठ्पालकः प्रसिद्धः पिता हि भुडक्ते च तल्‍्लक्ष्मीम्‌ ॥ २॥ 
तुयंशे सहजगते पिठ्माठ्छेदक॑बविद्तिपितरम्‌ । 
पित्रा सह कछहकरं पिठृबान्धवपालछक॑ पुरुषम्‌ ॥ ३ ॥ 
तुयंगते तुयंपती पितरीक्षितयाधिनाथमानकरः | 
बिदितः पितृछाभपरो भवति सुधर्मा सुखी निधिपः ॥ ४॥ 
सुतगे तुर्यंग्रहदेशे पिता स छाभो5ज्ञजश्र दीर्घायुः 
भवति क्षितिप्रसिद्धः ससुतः सुतपाछकः सो5पि॥ ५॥ 
हिबुकपतौ रिपुसंस्थे पितुरर्थ विनाशकः पित्तारे बेरी । 
पितृदोपकर: ऋरः सौस्ये घनसन्कस्तनयः॥ ६॥ 
अम्बुपतो सप्तमगे करे स्तुपां न पालछ्यति। 
सौम्पे पाछयति पुनः कुछटां तां कुजकबी कुरुतः ॥ ७॥ 
छिद्रगतस्तुयेपतिः ऋरो रोगान्बित॑ दरिद्रत्व। 
दुष्कर्मरत सृत्युप्रयमथ  मानवं॑ कुरुते॥ <८॥ 
सुकृतगते तुर्यंपती पितयंसंगीतसमस्तविद्याव्रान्‌ । 
पिठ्संग्रहधमंपरः पिठनिरपेक्षों भवेन्मनुजः॥९॥ 
पातालपे5म्बरगते पापे सुतमातरं त्यजेज्जनकः। 
श्रयते त्वन्यां दयितां सौम्ये पुनरन्यसेबाबान्‌॥ १० ॥ 
एकादशगे तुर्याधिपतो पिठयालकः सुकर्मा च। 
पिठ्भक्तो भवति सुतः प्रचुरायुव्योधिविकलशच ॥ ११॥ 


श्३्४ होरारतत 


द्वादशगे तुयंपती सतः पिता विदेशों बाच्यः। 
पुत्रस्यपापखचरे त्वन्यपितुजन्म निर्देश्यः॥ १२॥ 
इति चतुर्भावः। 

अ्रव आगे बारह भावों में स्थित चतुर्थेश के फछ को कहते हैं । 

लम्मस्थ चतुर्थेश का फल--यदि जन्म के समय में चतुर्थेश लग्न में हो तो जातक 
पिता व पुत्र से स्नेह करने वाला, पिता का पक्ष झात्रुओं से युक्त और पिता के नाम से 
विख्यात होने वाला होता है ॥१॥ 

धनस्थ चतुर्येश का फल--यदि जन्म के समय में पापग्रह चतुर्थेश दूसरे माव में हो 
तो जातक पिता से बिरोघ करने वाला, यदि शुभ ग्रह हो तो पिता की सेवा करने से 
विस्यात होने वाला और पिता उसको लक्ष्मी का सुख मोगता है ॥२॥ 

पराक्रमस्थ चतुय्येश का फल--यदि जन्म के समय में चतुर्थेश तीसरे भाव में हो तो 
जातक पिता माता को भेदित करने वाला, प्रसिद्ध पिता वाला, पिता के साथ कलह 
करने वाला और पिता के बान्धवों का पाछन करने वाला होता है ॥३॥ 

सुखस्थ चतुर्थेश का फल--यदि जन्म के समय में चतुर्थेश चौथे भाव में हो तो 
जातक पिता की दृष्टि से प्रभुत्व पाने बाका, अभिमानी, प्रसिद्ध पिता से छाम करने 
वाला, अच्छा धर्मात्मा, सुख्ली और खजाने का मालिक होता है ॥४॥ 

पुत्रस्थ चतुर्ेश का फल--यदि जन्म के समय में चतुर्थेश पांचवें भाव में हो तो 
जातक पिता व पुत्र के लिये छाभ करने वाला, दोर्घायु, भूमि में विख्यात, पुत्रवानु और 
पुत्र का पालन करने वाला होता है ॥५॥ 

आत्रुस्थ चतुर्येश का फल--यदि जन्‍म के समय में चतुर्थेश छठे माव में हो तो 
जातक पिता के धन का बिनाशक, पिता का क्षत्रु, यदि पापग्रह हो तो पिता के लिये 
दोषी यदि शुम हो तो धन का संग्रह करने वाल्ला व पुत्रवान्‌ होता है ॥६॥ 

जायास्थ चतुर्येश का फल-यदि जन्म के समय में चतुर्थेश पापग्रह सप्तम भाव में 
हो तो जातक स्त्री का पालन करने वाला, शुभ ग्रह हो तो स्त्री का पालक, यदि मौम 
या शुक्र हो तो व्यभिचारिणी स्त्री से युक्त होता है ॥७॥ 

मृत्युश्य चतुर्येश का फल--यदि जन्म के समय में चतुर्थेश पापग्रह आठवें भाव में हो 
तो जातक रोगी, दरिद्री, बुरे कार्यों में अनु रक्त और मृत्यु प्रेमी होता है ॥ ८ ॥ 

अर्मस्थ चतुर्येश का फल--यदि जन्म के समय में चतुर्थेश नर्वें माव में हो तो जातक 
का पिता संगोत को छोड़कर समस्त विद्याओं का जानकार, पिता के धर्म पर चलने 
वाला और पिता से उपेक्षित होता है ॥ ९॥ 

कमंस्थ चतुर्ेश का फल-- यदि जन्म के समय में चतुर्थेश दशम माव में हो तो 
जातक माता के साथ पिता से संत्यक्त और पिठा दूसरी का आश्रयी, शुमग्रह हो तो 
दूसरों की सेवा करने वाला होता है ॥ १०॥ 


अध्याय ७, पत्ममभावविचार १३५ 


लाभस्थ चतुर्थेश का फल- यदि जन्म के समय में चतुर्थेश ग्यारहवें भाव में हो 
तो जातक पिता का पालक, अच्छा काय॑ करने वाला, पिता का भक्त, दीर्घायु और 
रोग से अशान्त होता है ॥ ११ ॥। 
व्ययस्थ चतुर्येश का फल--यदि जन्म के समय में चतुर्थेश बारहवें माव में हो तो 

जातक के पिता की परदेश्न में मृत्यु, पापग्रह हो तो दूसरे से उत्पन्न जातक को समझना 
चाहिये ॥ १२॥ 
इस प्रकार चौथे भाव का फल समाप्त हुआ ॥ १-१२ ॥ 

अथ सुतभवनचिन्ता । तत्र सुतभावे कि चिन्त्यमित्युक्त 
जातकाभरणे-- 

बुद्धिः प्रबन्धात्मजमन्त्रविद्याविनेयगर्भस्थितिनीतिसंस्था । 

सुताभिषाने भवने नराणां दोरागमज्ञेंः परिचिन्तनीयम्‌ ॥ १॥ 
*सारावल्याम्‌- 

सुतभवनमशुभयुत॑ शुभदृष्ट॑ वा सुतक्षमिह येपाम्‌ । 

तेषां प्रसब॒ः पुंसां भवत्यबश्यं न बिपरीते॥ २॥ 

एकतमे गुरुब्ग सुतराशा चौरसों भवेत्पुत्रः 

छग्नाच्चन्द्रादथबा बल्योगादू बोक्षितेडपि बा सोम्येः ॥ ३ ॥ 

सड्ख्या नवांशतुल्या सौम्यांशे ताबती सदा दृष्टा। 

शुभदृष्टे तदद्विगुणा क्लिष्टा पापांशकेबबा दृष्टे ॥ ४॥ 
प्रस्थान्तरे-- 

यावत्सहरूया ग्रहाणां सुतभबनगता पूर्णदृष्टिगंता बा 

तावत्सडख्याप्रसूतिभंब्ति बलयुता: पुंग्रहमाः पुत्र जन्म । 

पुत्री शुकर्तु चन्द्रो हिमसुतरबिजों गभददानिं करोति 

केचिच्चन्द्राद्विचारय मुनिवरकथितं तद्विचिन्त्यं नवांशे ॥ ५॥ 

पद्चममभवनस्वामी यत्सकब्येंडशे भवति ताबती स' 

शुक्रनत्रांशि. तस्मिन बहुन्थपत्यानि _ शुक्रसं 

पदम्थमाधघीश्वरस्थांशों यात्रदूभिः पायखेचरें:। 

बीक्ष्यते तन्मिता गर्भा: व्यलीयन्ते झुभे: झुभम्‌ ॥ ७॥ 
*साराबल्थाम-- 

सौरक्षे सौरगणे बुधरष्टे  गुरुकुजाकिंदृग्हीने । 

क्षेत्रजपुत्र॑ जनयति बौचेडपि गणे रविजदूछ्टें ॥ ८ ॥ 

मान्दं छुतक्षे मिन्दुर्निरीक्षिते यदि शनेइचरेण युतम । 

दत्तक्पुत्रोत्पत्तिः क्रीतस्थ बुधेन चेंब॑ स्थात्‌ ॥ ९॥। 
२. शधम० रप-र७ इलो०।.. २. ३४ आ० २८-४२ इ्हो०। 








१३६ 


होरारत्न 


सप्तमभावों कौजे सौरयुते पद्बमे सदा भवने। 
कृत्रिमपुत्र विन्याच्छेषग्रहदर्ञ नान्मुक्ते ॥ १० ॥ 
बर्गे पश्चमराशों सौरे सूर्येण बात्र संयुक्ते। 
छोहितदृष्टे बाच्यो जातस्य सुतो5घमप्रसबः॥ ११॥ 
चअन्‍्द्रे भौमांशगते घीस्थे मन्‍्दाबछोकिते भवति। 
गूढोत्पन्न: पुत्र: शेषप्रहदशनाज्जाते ॥ १२॥ 
शनिवर्गस्थे चन्द्रे शनियुक्ते पलचमे सदा भवने । 
शुक्ररविभ्यां दृष्टे पुत्र: पौनभेबरों भवति॥ १३॥ 
तस्मिन्नेब च भौमे शशिव्रगंस्थे निरीक्षिते रबिणा। 
पुरुषस्य भवति पुत्रों परविद्धश्चेति मुनिबचनात्‌॥ १४॥ 
बर्ग रविचन्द्रमसोः सुतगेद्दे चन्द्रसूयंसंयुक्ते। 

शुक्रेण दृष्टिमात्रे पुत्र: कथितः सहोढइच ॥ १५॥ 
पापेबेलिभियुक्ते पापक्षे प्चमे सदा राशौ। 
जातोःपुच्र:  पुरुषः सौम्येग हृदशंनातीते ॥ १६॥ 
शुक्रनवांशे तस्मिब्दुक्रेण निरीक्षिते त्वपत्यानि । 

दासी प्रभवानि बदेच्चन्द्रादपि केचिदाचार्या: ॥ १७॥ 
सितशशिवबर्गे धीस्थे ताभ्थां दृष्टेडबबापि संयुक्ते । 
प्रायेण कन्यकाः स्यु:ः समराशिगणे5पि चास्यथा पुत्रा: ॥ १८॥ 
छग्नाद्‌ दशमे चन्द्र सप्तमसंस्थे भ्रुगोः पुत्रे। 

पापी: पातारुस्थैबंशच्छेत्ता . भवेज्ञातः ॥ १९॥ 
भौमः पचमभवने जात॑ जात॑ विनाशयति पुत्रम। 

हष्टे गुरुणा प्रथमं सितेन न च स्बसंदृष्ट: ॥२०॥ 
खुतपतिरस्तंगतों बा पापयुतः पापबीक्षितों बाषि। 
सम्ततिबाधां कुरुते केन्द्र कोणे द्विछाभगे चन्द्रे ॥ २१॥ 
चन्‍्द्रो यदाकंसक्तः कलत्रसंस्थस्तयैव पर-बमे गेहे। 
रबिदृष्टोडप्यथ. सहितः कानीनः संभवेत्पुत्र:॥ २२॥ 


धनजनसुखद्दीन: पष्चमस्थेश्च पापैभंब ति विक्रृत एव छमासुते तत्र जातः । 
द्विसकरसुते च व्याधिभिस्तप्तदेद: सुरगुरुबुधमुक्रेः सौर्यसंपद्‌ घनाढ्यः॥२३॥ 


अब आगे पद्म भाव से होरा श्षास्त्र के जानने वालों को विचारने योग्य बातों 


को जातकाभरण नामक ग्रन्य के आधार पर कहते हैं । 


जातकाभरण में कहा है कि बुद्धि-प्रवन्ध-सन्तान-मन्‍्त्र-विद्या-विनय-गर्म स्थिति और 


नीति का विचार पचम भाव से करना चाहिये ॥ १॥ 


अध्याय ७, पद्ममभावविचार १३७ 


अब आगे सारावली के वाकयों से पच्चम भाव के फल को बतलाते हैं । 

यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में पाप ग्रह शुभ ग्रह से दृष्ट हो या शुभ ग्रह की 
राशि, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक सन्‍्तान से युक्त होता है। इसके विपरीत में 
अर्थात्‌ पाप ग्रह या पाप ग्रह की राशि पाप ग्रह से दृष् हो तो सन्‍्तान का अभाव 
होता है ॥ ३॥ 

विशेष--प्रकाशित सारावली में 'सुतमवनं शुभयुक्त' यह पाठान्तर है ॥ २॥ 

यदि कुण्डली में छम्त वा चन्द्रमा से पञचम राशि में अर्थात्‌ भाव में शुभ ग्रह की 
राशि में एक ही गुरु का वर्ग हो अथवा बलो शुभ ग्रह से दृष्ट पञचमस्थ शुभ राशि हो 
तो जातक को अपनी स्त्री में स्वयं के गर्माधान से पुत्र होता है ॥ ३ ॥ 

सन्तान संख्या का ज्ञान-यदि कुण्डलो में पञ्चम भाव में शुभ ग्रह का नवांश हो 
तो जातक को नवांश संख्या तुल्य सन्‍्तानोत्पत्ति होती है। यदि उक्त नवांश शुभ ग्रह से 
हृष्ट हो तो दूनी सन्‍्तान संख्या समझना चाहिये । यदि पाप ग्रह के नवांश में पञ्चमस्थ 
राष्ति शुम ग्रह से हृष्ट हो तो कठिनाई से सन्‍्तान होती है ॥ ४ ॥ 

अब आगे ग्रन्थान्तर के वाक्य से सन्‍्तान ज्ञान को बताते हैं । 

जन्म के समय में पञचम माव जितने बली ग्रहों से ६९ हो उतनी सन्तानों से युक्त 
जातक होता है। इसमें जितने पुरुष ग्रहों से दृष्ट हो उतने पुत्र समझने चाहिये, तथा 
शुक्र व चन्द्रमा से हष्ट होने पर कन्या सन्‍्तान से युक्त जातक होता है। यदि बुध या 
शनि से दृष्ट प्॑चम माव हो तो गर्म स्राव होता है। किसी आचाय॑ का कहना है कि 
चन्द्रमा से पश्चम भाव में इसका विचार करना चाहिये किन्तु चन्द्रमा से प॑ञ्चमम भाव में 
नवांश के आधार पर सम्तान का ज्ञान करता चाहिये। ५॥ 

जन्माउज़ में पञ्चमेश जितनी संख्या के नवांश में हो उतनी सन्‍्तान, यदि पश्चममेश 
शुक्र के नवांश में शुक्र से दृष्ट हो तो अधिक सन्‍्तान उत्पन्न होती हैं ॥ ६ ॥ 

जन्म के समय पत्चमेश जिस नवांश में हो वह जितने पापग्रहों से दृष्ट हो उतने 
गरम नष्ट होते हैं, तथा शुभग्रह से दृष्ट होने पर गर्म नहीं होता है ॥ ७ ॥ 

अब आगे सारावलो के वाक्यों से क्षेत्रजादि उुत्र योगों को बताते हैं । 

क्षेत्रज पुत्र प्राप्ति योग ज्ञान-सदि कुण्डलो में पद्ञम में शनि की राधि या शनि 
बग॑ बुध से ६ और गुरु, भोम व शनि से अदृष्ट हो या पद्मम भाव में दुध की राशि 
का वर्ग दानि से ह४ हो तो जातक क्षेत्रज पुत्र से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 

विद्योष--क्षेत्रज पुत्र का लक्षण--“यस्तल्वजः प्रमीतस्य क्लोबस्य व्याधितस्थ वा। 
स्वधमेंण नियुक्तायां सपुत्र: क्षेत्रज: स्मृत:' मनुस्मृ० ९ अ० १६७ इलो० । प्रकाशित 
सारावलो में “गुरुकुजाकंदग्हीन:' यह पराठान्तर प्राप्त है। वृद्धधवन जातक में केवल 
सूर्य मौम का ही वर्णन प्राप्त होता है ॥॥ ८॥। 

दत्तक व क्रोत पुत्र प्राप्ति योग--यदि कुण्डली में पद्चमभाव में दानि अपनी राशि 
में चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक दत्तक पुत्र से युक्त होता है। 








१३८ होरारत्न 


यदि बुध की राशि में बुध चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक को क्रीत पुत्र 
होता है॥ ९ ॥ 

विशोष--दत्तक पुत्र छक्षण--माता पिता वा दद्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि | सहर्श 
प्रीतिसंयुक्तं सज्ञेयो दत्त्रिम: सुत:' ( मनुस्मृ० ९ अ० १६८ इलो० )॥ 

क्रीत पुत्र छक्षण--'क्रीणीयाद्यस्ट्वपत्यर्थ मातापित्रोय॑ मन्तिकात्‌ । सक्रीतक: सुतस्तस्य 
सहशो5सहशो5पि वा' ( मनुस्मृ० ९ अ० १७४ इलो० )॥ ९॥ 

कृत्रिम पुत्र योग ज्ञान--यदि कुण्डली में पत्चमभाव में मौम का सप्तमांश शनि से 
युक्त तथा अन्य ग्रहों से अहश् हो तो जातक कृत्रिम पुत्र से युक्त होता है ॥ १० ॥ 

विधोध--कत्रिम पुत्र का लक्षण--सदृशन्तु प्रकुर्याद् गुणदोषविचक्षणम्‌ । पुत्र 
पुत्रगुणेयुक्त सविजेयर्त्र कृत्रिम” ( मनुस्मृ० ९ अ० १६९ इलो० )॥ १०॥ 

अधम पुत्र योग--यदि कुण्डलो में पत्च ममाव में शनि का वर्ग हो वा सूयं खुतमाव 
में मौम से दृष्ट हो तो जातक अधम पुत्र से युक्त होता है ॥ ११॥ 

गूढ़ पुत्र योग --यदि कुण्डली में भौम के नवांश में चन्द्रमा, शनि से दृष्ट व अन्य 
ग्रहों से अदृह हो तो जातक गूढ़ पुत्र से युक्त होता है ॥ १२ ॥ 

विशेष - गूढ पुत्र का लक्षण--'उत्पयते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । सगृहे गूढ 
उत्पन्नस्तस्य स्याद्स्य तल्पज:' ( मनुस्मृ० ९ अ० १७० इलो० )॥ १२॥ 

पुनभूं पुत्र योग-यदि कुण्डली में पद्ममभाव में शनि के वर्ग में चन्द्रमा शुक्र सू्ये 
से दृष्ट हो तो जातक पुनर्मू पुत्र से युक्त होता है ॥ १३ ॥ 

विधोष-- पुनभूं पृश्र का लक्षण-“या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया | 
उत्पादयेत्युनर्मूत्या स पौनमंब उच्यते' ( मनुस्मु० ९ अ० १७५ इलो० )॥ १३॥ 

परबिद्ध पुत्र योग--यदि कुण्डली में प्॑म माव में चन्द्रमा के वर्ग में मौम, सूर्य 
से दृष्ट हो तो जातक परविद्ध पुत्र से युक्त होता है ऐसा मुनियों का कथन है ॥१५॥ 

विज्येष - प्रकाशित सारावलो में “शनि यगंस्थे' 'पुत्रोटपविद्ध इति करुणमुनि' यह 
पाठान्तर प्राप्त है ॥ १४ ॥॥ 

झहोढ पुत्र घोग--यदि कुण्डली में पश्मम भाव में सूयं, चन्द्रमा के बर्ग में सूर्य 
अन्द्रमा, शुक्र से दृश हों तो जातक सहोढ पुत्र से युक्त होना है ॥ १५॥ 

विशेष--सहोढ पुत्र का लक्षण--'या गर्भिणो संस्क्रियते ज्ञाताज्ञाता-पि वा सती | 
बोदुः सगर्मो भवति सहोढ इति चोच्यते' ( मनुस्मु० ९ अ० १७३ इलो० )॥ १५॥ 

अपुत्र योग--यदि कुण्डली में पापग्रह की राष्धि पत्ञम भाव में व बली पापग्रह शुम- 
ग्रहों से अहृश हो तो ज!्तक पुत्र से होन होता है ॥ १६ ॥ 

दासी पुत्र योग--यदि कुण्डलो में पत्डम माव में शुक्र का नवांश शुक्र से दृष हो 
तो जातक दासी ( नौकरानी ) के पुत्र से युक्त होता है। किसी आचाय॑ का मत है कि 
चन्द्रमा से पत्मम माव में उक्त स्थिति का विचार करना चाहिये ॥ १७॥ 


अध्याय ७, पद्ममभावविचार १३९ 


कन्या सन्‍्तति योग--यदि कुण्डली में पद्चम माव में शुक्र चन्द्रमा का पड््‌वगं हो 
तथा शुक्र चन्द्र से दृष्ट या युत पच्मम भाव हो तो जातक कन्या सन्तति से युक्त होता 
है। या पञ्चम भाव में सम राशियों का पड्वर्ग शुक्र चन्द्रमा से दृष्ट या युक्त हो तो 
भी प्रायः कन्या सन्‍्तान से युक्त होता है। इसके विपरीत स्थिति में पुत्रवान्‌ 
होता है ॥ १८ ॥ 
सन्तान होन योग--यदि कुण्डली में लग्न से दशम माव में चन्द्रमा तथा सप्तम में 
शुक्र भौर पापग्रह चौथे भाव में हो तो जातक सन्‍्तान होन होता है ॥ १९ ॥ 
यदि कुण्डलो में पाँचवे माव में भोम हो तो सन्तान ( पुत्र ) हो होकर नष्ट हो 
जाते हैं । यदि पञ्चमस्थ भौम, गुरु या शुक्र से हृष्ट हो तो प्रथम सन्‍्तान का नाश नहीं 
होता है । यदि सब ग्रहों से हृश भौम हो तो सन्‍्तान का अभाव होता है ॥ २० ॥ 
यदि कुण्डली में पत्चमेश अस्त हो या पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो तथा चद्मा 
केस्द्र ( १४७१० ) में था त्रिकोण में या दूसरे या ग्यारहवें भाव में हो तो सन्तति 
उत्पन्न होने में बाधा होती है ॥ २१॥ 
विशेष--यह पद्म प्रकाशित सारावली में अनुपलब्ध है ॥ २१ ॥ 
कानोन पुत्र योग 
यदि कुण्डली में सातवें या पाँचवें माव में चन्द्रमा, सूयं हों या इनसे दृष्ट या युक्त 
उक्त भाव हों तो जातक कुमारी से उत्पन्न पुत्र से युक्त होता है ॥ २२॥ 
विशेष--कानीन पुत्र का लक्षण 'पिठृवेइमनि कन्या तु यं पुत्न जनयेद्रहः । त॑ कानोने 
वर्देन्नाम्ना बोदु: कन्या समुद्भवः” ( मनुस्मृ० ९ अ० १७२ इलो० )॥ २२॥ 
पत्चमस्थ शुभ पापग्रह फल-- 
यदि कुण्डली में पत्चम भाव में पापग्रह हों तो जातक धन-जन और सुख से 
रहित, यदि भौम हो तो विकार से युक्त या अद्यान्त, हो तो रोगों से पीडित 
देहधारी, यदि वुध, गुरु, शुक्र हों तो सुख, रूपत्ति व धन से यक्त होता है॥ २३ ॥ 
बन्ध्यायोगाः जातकप्रदीपे- 
नो सूते तनुगेः आुनसितेउथां मन्दसूर्यों बघुने 
कर्म पूणंगुरु: प्रपडयात यदा नो गर्भिणी जायते। 
दृश्येडर्थ सितसूयजौँ द्विषि विधुर्य्नेपि चोस क्षिते 
नो सूतेडथ रिपौ शशिक्षितिसुतो तोयक्षगो नोदूभबः॥ १॥ 
पदुचमराशी पापों जात॑ जात॑ शिक्लुं बिनाशयति । 
सप्रमराशी पापा द्वे भार्य बादराय' 
भोमे राहुणा वाषि युक्तः स्यात्पञचमेडबरः 
राष्ट्रभौमान्तरम्थो .. बा पुत्रनाशकरों 
अस्तंगते पह्चमेशे पापाकान्ते च दुवंत्ठ। 
नापत्यं॑ जायते दैबाज्जायते  श्रियते. शिशु:॥ ४॥ 





















4४० 


होरारत्न 


छग्नात्ततीयभवने यदि सोमसुतोी भवेत्‌। 

द्वौ पुत्रों कन्यकास्तिस्नों जायन्ते नाअ्व्रसंशयः॥५॥ 
छग्ने पापों व्यये पापो घने सौम्योजपे संस्थितः। 

पण्चमे भवने. पाप: परिवारक्षयक्ुुरः॥ ६॥ 
घनस्थाने यदा करा करप्रहनिरीक्षितः। 

न नश्यति निज क्षेत्रमल्पपुत्रस्तदा भवेत्‌ ॥ ७॥ 
यबनः-- 

सूर्याकिभौमेकतराश्रिते भें तद्वीक्षिते तद्प्रहभागयोगे। 
एपां गृहस्थे च कुजेहल्पवीर्य समुद्‌भवः कीर्तित अप्रजानाम्‌॥ <॥ 
नीचारिभांशोपगते जिते स्यात्काब्ये कुजे जन्मसृतप्रजानाम्‌। 
शुक्रन्दुखस्थे च सुता प्रजानां शेषांशकश्थे तु सुतप्रजानाम्‌॥ ९॥ 
सौम्यदृष्टिविहनि च पापैबंलिमिरन्विते: । 

पापभे पर्चमे तत्र छानपत्यों भवेज्नरः॥१०॥ 
पापः पब्चमसंस्थः पुत्रविनाश् करोति बलद्दीनः । 

सौम्य: शुभ विधत्ते बछसद्वितश्चाष्टमाधिपं हिल्‍्बा॥ ११॥ 
इस्दोबेंड्मनि धोस्थे सौरे बहुपुत्रभाग्यसंयुक्तः। 

सूर्य स्थिते ठतीये पुत्र जनयेदसन्मिश्रे ॥ १२॥ 
भौमे शशिवेश्मस्थे द्वितीयपाणिगृद्दे सुतं विन्यात्‌ । 
तत्रस्थेषषि शशाझ्ल स्वल्पापत्यो बहुस्त्रोकः॥ १३॥ 
इन्दो ३इमनि जीवे पुत्रस्थे दारिका बहुत्वं स्थात्‌। 
सौम्प5ल्‍्पसुतत्व॑ स्याच्छुक्े बहुपुत्रभाकृतृतीयभार्यायाम्‌ ॥ १४॥ 
अश्नुभभुमैः संमिश्रं चन्द्रगृद्दे पत्रभाग्वडाधिक्यात्‌ | 

बिपरीत॑ फल ब्रयात्‌ पापानां जन्म्रकालेडपि॥ १५॥ 
चन्द्र सुतभं याते रबिगेद्दे दारिकाबहुत्वं स्थात्‌। 

कन्यायां हिमरश्मों तयैव वाच्य॑ तु हिबुके बा॥ १६॥ 
पापद्येन युक्ते पव्चमभवने बहुप्रजालाभः। 

पब्चमे नवमस्थाने चतुर्थे च यदा प्रहाः। 

अग्ने जाता बिनश्यन्ति पश्चाज्जीवन्ति वे सुता: ॥ १७॥ 
विवाहितायामन्यायामेकपुत्रो भअवेत्तदा ॥ 
विख्यातों. झुत्ने त्यागी सदीर्घायुमंहीपतिः ॥ १८॥ 
एकादशे यदा ऋरः पर्चमे शुक्रशीतगू। 
प्रथम॑ कन्‍्यका जन्म माता तस्थ सकष्टकाः॥ १९॥ 


अध्याय ७, पत्नमभावविचार श४३ 


सौम्ये स्वक्षेत्रगते पछचमे पुत्रशोकभाग्भवति। 
सिंहस्थितेडपि चेब॑ नबमे बा तृतीयभार्यायाम्‌ ॥ २०॥ 
जीवे मकर याते पण्चमभे आत्मजं सृतं विन्धात्‌। 
मीनस्थिते5पि सुतस्थे भार्या नाशो5थवा ल्पपुत्रों बा। 
पापखगे वक्तव्य सौम्ये खेटे तु विपरीतम्‌॥ २२॥ 
कन्यालिब्रिपभर्सिहाः पठचमगा यस्य सूतिसमये स्युः । 
तस्याल्पसुतत्व॑ स्यादुप्रहरद्विते पुत्रशोकभाग्भवति॥ २३ ७ 
जीवस्थितस्य राशेः . पव्चमभे पापसंयुक्ते। 
पुत्रविनाओं विन्दात्सोम्यक्षेत्र तु शुभदं स्वात्‌॥२४७॥ 
चन्‍्द्रे सुतभं याते पुरुषांशे चोजराशिके भवति। 
सूर्गेण दृश्यमाने. बहुपुत्रक्लेशभाकूप्रसूतिश्व ॥ २५॥ 
चन्द्र पर्चमभवने दत्ताप्तिहीनबीरयंके । 
तद्वदबछोपपन्ने. सुपुत्रवान्‌ बिगतशोकइच ॥ २६॥ 
पुत्रगद्दे पुत्रेशे तत्स्थे खेटेडथबा बलछोपेते। 
सत्पुत्रवान्‌ सुबुद्धिः परुण्याचारों भवेत्पुरुपः ॥ २७॥ 
पापयुते बिपरीतं मिश्रेमिश्र॑ं बछाधिकादू बाच्यम्‌। 
राहौ पद्बममभवने बिसुतः पुण्येन परिहीनः॥ २८॥ 
हरिबंशे- 
सिद्धथा चेद्रविणा शशी त्रिपुरता भौमे च रुद्री क्रिया 
सौस्‍्ये संपुटकास्यपात्रविधिवज्जोबे च पैज्यातिथि: । 
शुक्रे गोप्रतिपालन॑ च कथित मन्‍्दे च सृत्युव्जयः 
कन्यादानमुजज्ञकेतुकपिलासन्तानसौख्यप्रदा ॥ २९॥ 
यावत्सडख्यों भवेद्राशिस्तावद्वारं बिनिर्दिशेत्‌ | 
शिवस्य स्थपपना वा स्थात्सपादलक्षश्रयोगो बा ॥ ३०॥ 
भौमयुते सुतमरणं दृष्टे स्त्रीराशिके बहुस्त्रीकः। 
मिन्रा्यंशे भानु: पुत्रकृस्सत्रीत्रतो युवतिराशौं॥३१॥ 
छूग्ने सुरेज्यशशिनौ सप्रमसंस्थे कुजे ससौम्ये च। 
पापै: . पातारुस्थेबंशच्छेत्ता  भवति जातः॥ शेर॥ | 
छग्नसुतरन्प्ररिष्फेपु शुभाः कुबंन्ति वंशविच्छेदम्‌। 
रूग्नादृव्ययनिधनस्थै: पापैरसुतो सुते चन्द्रे॥३३॥ 
बुधभागंबयोरस्ते सुखगे पापे गुरौ सुतस्थेडपि। 
यवनेश्वरेण गदितो बंशच्छेत्ता भवेज्जाब:॥ ३४॥ 


श्ब्र होरारल 


ड्नेश्वरे सुतस्थे छग्ने पापग्रदे सुखें शशिनि। 
सुतभशे बलहीने जातो वंशक्षयं नरो याति॥३५॥ 
दशमे भवने चन्द्र: सप्तमे भवने सितः। 
पापे: पाताल्सन्प्रस्थेश्च वंशक्षयकरो. नरः ॥ ३६॥ 
रबिराहुकुजा: सौरिलंग्ने बा पर्चमेडपि बा। 
आत्मानं पितरं हन्ति श्रातरं जननीं तथा॥ ३७॥ 
छग्ने शशिनि विनष्टे सूर्यप्राप्ते गुरो शशिक्षेत्रे। 
पापैस्त्रिकोणसंस्थैं: पुत्रसुखात्पूबमेब निधन स्थात्‌॥ ३८॥ 
पञ्चमराशौ सौम्ये पापयुते बन्धुभे बिलग्नेबा। 
पापनंबात्मजस्थे: पुत्रमुखं दृश्यते न तु प्राप्ति:॥ ३९॥ 
भौमे बिछग्नयाते चाष्टमराशिस्थिते दिनेशसुते। 
सूर्य वाल्पसुतर्क्ष पुत्र: काछान्तरे भवति ॥ ४०॥ 
यदि तु बहुप्रहसहिते छग्ने छाभस्थिते निशानाथे। 
गुरुसितसंस्थे: पापै: पुत्र: काल्ान्तरे भबति॥४१॥ 
छग्ने दिनकृत्तनये अष्टमसंस्थे गुरौच यदि भौमे । 
परूचमगे5ल्पसुतक्ष पुत्र: काल्ान्तरे भबति ॥ ४२ ॥ 
सुतल्ग्नेशदारेशल्ग्नेशानां. दशा यदा। 
पुत्रछाभस्तदाप्रोक्तो यबनेश्वरसम्मते ॥ ४३ ॥ 
छमग्नपुत्रकलत्रेशयोगे यदि दशा भवेत्‌। 
सुतयुक्तेक्षितेशानां पुत्रसिद्धिस्ताा. भवेत्‌॥ ४४ ॥ 
सुतपतिगुबरिथवा. तदयुतराश्यंशपानां. बा। 
बलसहितस्य दशायाः परिपाके वा भवेत्सुतप्राप्तिः॥ ४५॥ 
छग्ने बित्ते ठृतीये वा छग्ने सापत्यमप्रिमम्‌। 
तुर्य जन्म द्वितीयस्य पुर: पुत्यादि जन्म च॥४६॥ 
अब आगे जातक प्रदोप नामक ग्रन्य के वाक्‍यों से जातक को वन्ध्या स्त्री की प्राप्ति 
होगी इसको बतः 
यदि कुण्डली में लूम्त में शनि व सप्तम में शुक्र हो अथवा सूर्य दानि सप्तम में 
दशमस्थ गुरु से हट हों यद्वा चक्रार्थ में शुक्र शनि तथा छठे भाव में चन्द्रमा और सप्तम 
वाप प्रह से दृष्ट हो वा छठे भाव में जलचर राशि में नि भौम हों तो जातक बन्ध्या 
स्त्री से युक्त होता है ॥ १॥ 
यदि कुण्डली में पच्म भाव में पाप ग्रह हो तो उत्पन्न हो होकर सन्‍्तान का नाश 
और सप्तम भाव में पापग्रह हों तो बादरायणजी का कहना है कि जातक दो पत्नी से 
युक्त होता है॥ २॥ 





अध्याय ७, पद्ममभावविचार श४३ 


अब आगे पुत्रनाशक योगों को बतलाते हैं । 

यदि कुण्डली में पद्चमेश राहु या मोम से युक्त अथवा राहु भौम के मध्य में हो 
तो जातक पुत्र से हीन होता है ॥ ३ ॥ 

यदि कुण्डली में निबंछ पद्ममेश अस्त होकर पाप ग्रह से युक्त हो तो जातक पुत्र 
हीन होता है यदि देवसंयोगदवश उत्पन्न हो तो भी नष्ट होता है ॥ ४॥ 

अब आगे दो पुत्र तोन कन्या जन्म योग को कहते हैं । 

यदि कुण्डलो में लग्न से तीसरे माव में बुध हो तो जातक दो पुत्र, तीन कन्याओं 
से युक्त होता है इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए ॥ ५ ॥ 

पुन: पुश्ननाशक योग 

यदि कुण्डली में छम्न में पापग्रह व बारहवें में पापग्रह, दूसरे में शुम या बुध और 
वच्चम में मी पापग्रह हो तो जातक पुत्र से रहित होता है ॥ ६ ॥ 

यदि कुण्डली में दूसरे भाव में पापग्रह, पापग्रह से दृश् हो तो जातक का वंश 
नष्ट न होकर अल्प पुत्र से युक्त होता है ॥ ७ ॥ 

अब आगे यवनाचायं जो के वाकयों से संतान नाश योगों को कहते हैं । 

यदि कुण्डली में पत्चम माव में अल्पबली भौम, सूर्य या शनि या भोम की राशि में 
या इन से दृश या उक्त प्रहों के नवांश में या राशियों में हो तो जातक पुत्र हीन 
होता है ॥ ८ ॥ 

यदि कुण्डली में नीच या क्षात्रु राशि के नवांश में पराजित शुक्र या भौम हो तो 
जातक मृत सस्तान वाला या इनकी राशि का नवांश हो तो कन्या सन्‍्तान वाला और 
अम्य राशि के नवांश में भोम या शुक्र हो तो पुत्र से युक्त होता है ॥ ९ ॥ 

यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में पापग्रह की राशि में बली पापग्रह शुभ ग्रह से 
अहृ' हो तो जातक पुत्र हीन होता है ॥ १० ॥ 

यदि कुण्डली में बल हीन पाप ग्रह पञ्चम भाव में हो तो पुत्र का नाश, यदि अष्टमेश 
को छोड़कर बली शुम ग्रह पञ्चम भाव में हो तो जातक पुत्र सुख से युक्त 
होता है ॥ ११॥ 

यदि कुण्डली में कर्क राशि में पश्चम माव में शनि हो तो अधिक पुत्रों से युक्त 
भाग्यवान्‌ यदि पापग्रहों के साथ तीसरे माव में सूर्य हो तो जातक पुत्र को पैदा करने 
बाला होता है ५ १२ ॥ 

यदि कुण्डली में कक राशि में पञ्चम भाव में शनि हो तो जातक दूसरी पत्नी से 
पुत्रवान्‌ और वहीं कक॑ राशि में चन्द्रभा हो तो अधिक स्त्रो होने पर अल्प पुत्रों से युक्त 
होता है ॥ १३ ॥ 

यदि कुण्डली में पद्चम भाव में कक राशि में गुरु हों तो जातक अधिक कन्या 
सन्‍्तान वाला, यदि बुध हो तो अल्प पुत्र बाछा और यदि छुक्र हो तो तीसरी स्त्री से 
अधिक पुत्रवान्‌ होता है ॥ १४॥ 


+424 होरारत्न 


यदि कुण्डली में पत्चम माव में कक राशि में पाप शुभ दोनों हों तो बली शुभ 
होने पर पुत्रवात्‌ व निबंल होने से पुत्र हीन जातक होता है ॥ १५॥ 

यदि कुण्डली में पच्चम माव में सूर्य की राशि में चन्द्रमा हो तो अधिक कन्याओं से 
युक्त यद्वा चौथे भाव में कन्या राश्षि में चन्द्रमा हो तो भी अधिक पुत्रियों से युक्त जातक 
होता है ॥ १६॥ 

यदि कुण्डली में पत्चम भाव में दो ग्रह हों तो जातक अधिक सन्‍्तान वाला, यदि 
पच्चम, नवम, चतुथ में ग्रह हों तो प्रथम उत्पन्न का नाश, बाद में जायमान जीता है | 
विवाहित द्वितीय पत्नी से एक पुत्र होता है वह संसार में प्रसिद्ध, त्यागी, दीर्घायु और 
राजा होता है ॥ १७-१८ ॥ 

यदि कुण्डली में ग्यारहवें भाव में क्रूरग्रह, पाँचवें में शुक्र व चन्द्रमा हो तो प्रघम 
शर्म से कन्या का जन्म व माता कष्ट से युक्त होती है॥ १९ ॥ 

यदि कुण्डली में पत्चम भाव में बुध की राशि में बुध हो तो जातक पुत्र के शोक 
से युक्त अथवा नवम भाव में घिह राशि में बुध हो तो तीसरी मार्या में उत्पन्न पुत्र के 
छोक से युक्त द्वोता है॥ २० ॥ 

यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में मकर या मीन राशि में गुरुहों तो जातक 
नष्ट पुत्रवान्‌ यदि शुभ राशि में नवम में गुरु हो तो अल्पायु से युक्त पुत्र बाला 
होता है ॥ २१॥ 

यदि कुण्डली में पापग्रह सपमेश प॑चम भाव में हो तो स्त्री का नाश 
अ्रथवा जातक अल्प पुत्रवात्‌ होता है। यदि शुमग्रह हो तो स्त्री पुत्र से युत होता 
है॥ २२॥ 

यदि कुण्डली में पञ्चम भाव में कन्या या वृश्चिक या वृष या सिंह राशि 
में ग्रह हो तो जातक अल्प पुत्रवान्‌ यदि ग्रहों का अभाव हो तो थुत्र शोक से युक्त 
होता है ॥ २३ ॥ 4 

यदि कुण्डली में गुरु की राश्षि से पज्चम राष्षि में पापग्रह हो तो पृत्र का नाश यदि 
शुभग्रह की राधि हो तो पुत्र सुख से युक्त जातक होता है॥ २४ ॥ 

यदि कुण्डली में पाँचवें माव में पुरुष राष्ति के नवांश में विषम राश्ि में चन्द्रमा, 
सूय॑ से दृष्ट हो तो जातक अधिक पुत्रों के क्लेश का भागी होता है ॥ २५ ॥ 

यदि कुण्डली में पाँचवें भाव में निबंछ चन्द्रमा व बुध हों तो जातक दत्तक पुत्र से 
युक्त यदि बली हों तो सुन्दर पुश्रवावु व शोकहीन होता है ॥ २६ ॥ 

यदि कुण्डली में पद्यमेश पांचवें भाव में अथवा पश्चमस्थ धुभग्रह बली हो तो 
जातक सुन्दर पुत्र ब बुद्धि से युक्त और पुष्यवान्‌ होता है ॥ २७ ॥ 

यदि कुण्डली में पत्यमस्थ शुभग्रह निबंल हो तो पुत्रहीन यदि शुम पाप दोनों हों 
तो बली ग्रह के आधार पर पुत्र सुखासुख़ का विचार करना चाहिये । यदि राहु पच्चम 
भाव में हो तो जातक पुत्र व पुष्य से हीन होता है ॥ २८ ॥ 


१० अध्याय ७, पश्ममभावविचार श्ड५ 


हरिवंश में कहा है कि यदि कुण्डली में सूयं, चन्द्रमा सन्‍्तति नाशक हों धो त्रिपुरता 
की सिद्धि से, भोम हो तो रुद्रामिषेक से, बुध हो तो दो कॉँसे के पात्रों की विधि से, गुरु 
हो तो पैतृक श्राद्ध से अर्थात्‌ गया श्राद्ध से, शुक्र हो तो गाय का पालन करने से, शनि 
हो तो मृत्युझजय के जप से, राहु हो तो कन्यादान से और यदि केतु हो तो कपिला 
गाय का दान करने से सन्‍्तान सुख होता है। पञ्चम माव में जिस संख्या की राशि हो 
उतने बार पूर्वोक्त विधि करने पर या शिवालय का निर्माण कराने से अथवा सवा छाख 
का प्रयोग करवाने से सन्‍्तान सुख होता है ॥ २९-३० ॥ 

यदि कुण्डली में पञझचम भाव मोम से युक्त हो तो पुत्र का मरण, यदि कन्या 
राशिस्थ मौम से दृष्ट हो तो भ्रधिक कन्या उत्पन्न होती हैं। यदि मित्र के नवांश 
में सूयं पञ्चम में हो तो जातक पुत्रवान्‌, स्त्री राशि में हो तो कन्याओं से युक्त जातक 
होता है॥ ३१॥ 

यदि कुण्डली में लश्न में गुरु व चन्द्रमा, सप्तम भाव में बुध के साथ मौम और 
चोथे माव में पापग्रह हों तो जातक पुत्रहीन या वंशहीन होता है ॥ ३२ ॥ 

यदि कुण्डली में छग्त, पञुचम, अष्टम और बारहवें भाव में शुभग्रह हों तो जातक 
पुत्रहीन, यदि रूम्त से बारहवें व आठवें माव में पापग्रह और पाँचवें भाव में चन्द्रमा 
हो तो पुत्रहीन होता है ॥ ३३ ॥ 

यदि कुण्डली में सप्तम में बुध, शुक्र, चौथे पापग्रह और गुरु भी पाँचवें माव में 
हो तो जातक वंशहीन होता है, ऐसा यवनाचायंजी ने कहा है ॥ ३४ ॥ 

यदि कुण्डली में छूम्नेश पाँचवें माव में, लम्न में पापग्रह, चौथे भाव में चन्द्रमा 
ओर पञ्चमेश निवंल हो तो जातक पुत्र हीन होता है ॥ ३५ ॥ 

यदि कुण्डली में दशम माव में चन्द्रमा, सप्तम में शुक्र और चौथे भाव में पापग्रह 
हों तो जातक पृत्रहीन होता है ॥ ३६ ॥ 

यदि कुण्डली में सूयं, राहु, मौम और शनि लग्न में वा पाँचवें भाव में हों तो 
जातक बपना या माता का या पिता का नाशक होता है ॥ ३७ ॥ 

यदि कुण्डली में लग्न में सूयं के साथ चन्द्रमा अस्त हो तथा चन्द्रमा की राशि 
में गुर और पापग्रह नवम, पञ्चम में हों तो जातक का पुत्र खुख से पूर्व ही मरण 
होता है ॥ ३८ ॥ 

यदि कुण्डली में पछ्चम भाव में बुध, रूम्त या चोथे में पापग्रह और पाँचवें 
थ नवें में पापग्र ह हों तो जातक पुत्रहीन होता है ॥ ३९॥ 

अब आगे कालान्‍्तर में पुत्र प्राप्ति योगों को कहते हैं । 

यदि कुण्डली में लम्न में मौम, अश्टम माव में शनि अथवा अल्प राशिस्थ सूय॑ पाँचवें 
भाव में हो तो जातक कालान्तर में पुत्र से युक्त होता है ॥ ४० ॥ 

यदि कुण्डली में रम्नस्थ अधिक ग्रह हों व ग्यारहवें भाव में चन्द्रमा और 
पापग्रह गुरुव शुक्र की राशि में हों तो जातक कुछ समय बीतने पर पुत्र से युक्त 


होता है ॥ ४१॥ 


ि ग्रंथ श्री बलभद्र मिश्र द्वारा संकलित ' होरास्त्मम्‌' का द्वितीय 
भाग है। इसमें ६ से १० तक पांच अध्याय- हैं। इनमें कश्यपजातक, 
चन्द्राभरणजातक , जन्मसरणि, ज्ञानमुक्तावबली, देवशालजातक, 
लैलोक्यप्रकाश, मरीचिजातक, यवनेश्वरजातक, राजविजय आदि कई 
दुर्लभ ग्रन्थों के उद्धार दिये हैं। इस भांग के अध्यायों का विवरण इस 
प्रकार है. 
छठे अध्याय में नाभस्र योगों के अतिरिक्त सर्प, किड्मर, दारिद्रय, रोग, 
क्रय-विक्रय, चित्र, वाद्य-वादन, भैषज्य, सूतक कर्म तथा भिक्षुक योगों 
का वर्णन है। 
सातवें अध्याय में बारह भावों के फल का विवेचन है। 
आठवें अध्याय में बारह राशियों में चन्द्रमा का तथा चन्द्रमा से बारह 
भावों में ग्रहों का फल वर्णित है । 

नवम्‌ अध्याय में आयुचिन्ता , दशारिष्ट, दशा-महादशा का कल अर्षित 
है। १ किक 
दशम अध्याय में. स््रीजन्माड़् के शुभाशुभयोग एवं स्त्रीकुण्डली में 
राजयोगों का वर्णन किया गया है। 

मूल सस्कृत पद्यों के साथ-साथ हिन्दी अनुबाद और विशेष भी 
संलग्न हैं। अन्त में इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में एवं प्रस्तुत ( द्वितीय) भाग 
में उद्धत ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारों की अकारादि क्रमसूची भी दो गई है। इस 
ग्रन्थ की विशेषताओं में महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके प्रेत्येक 
थिषय पर अनेक बातें ऐसी हैं जो कि अन्य ग्रन्थों में नहीं हैं। 





मोतीलाल बनारसीदास $ 
दिल्ली वाराणसी पटना मद्रास बंगलौर 


हा 7, पा 


श्रीमन्मिश्रबलभद्गविरचितम्‌ 
होरारत्नम्‌ ( द्वितीयो भाग: ) 
व्याख्याकार: डॉ० मुरलीधर चतुर्वेदी 
श्र 
#्र 
] 





